| ओ३म 


ब्रह्मचर्य के साधन 


(सप्तम-अष्टम भाग) 





सत्सग-स्वाध्याय 


लेखक : 
श्री स्वामी ओमानन्द सरस्वली 
शी वेदब्रत शास्त्री 


प्रकाशक ; 


हरयाणा साहित्य संस्थान 
गुरुकुल झज्जर, जिला झज्जर 





. $८व्वा९0 ०9५ (था50८क्वाशादा 


विषय-सूची 
सप्तम-माग ग्रट्टम-माग 
$# सत्सज्भ % % स्वाध्याय # 

विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
१ भूमिका ६९ १ स्वाष्याय की श्रावश्यकता १३३ 
२ वेदोपदेश १०१ २ स्वाध्याय का श्र १३८ 
३ बेद में दुष्टों की संगति ३ स्वाष्पयाय की महिमा. १४० 

का निपेध १०३ ४ स्वाष्याय का फल १४३ 
४ वेद में सत्संग करने का भर स्वाध्याय का क्रम १४७ 

विधान १०४. ६ स्वाष्याय श्रोर श्रावणी १४६ 
भू सत्संग का अर्थ १०६. ७ स्वाष्याय और ब्रह्मचय १५१ 
६ सत्संग-महिमा १०६. ८ स्वाध्याय किस का 
७ कुसंग-दोष १०६ ग्रौर क्यों ! १५२ 


८ शिक्षा और कुसंग. ११६ ह€ स्वाष्यायोपयोगी ग्रन्थ १५१ 


६ सत्संग के लाभ ११९६ /॥० भ्रापं ग्रन्थों का महत्व. १५६ 
१० संग किस का करना ११ उपसंहार १५७ 
चाहिये । १२३ 
९१ कुसंग के श्राधुनिक 
स्रोत १२७ 





3८थ्ञ९6 0ए (ध्वा5टशाशाश' 


व्रह्मचर्य के साधन 
सत्सग 
| सप्तम भाग |] 
भूमिका 

शुद्ध विचार, सात्तिक आहार, व्यायाम, प्राणायाम, सत्संग 
स्वाष्याप तथा ईश्वरभक्ति ; ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए 
इनका श्रद्धा-प्वक श्रनुष्ठान करना चाहिये । वीयेरक्षा के ये 
मुख्य साधन हैं, इनका श्रद्धापूरवंक नियमित रूप से पालन करने 
वाला व्यक्ति ही ब्रह्मचारी रह सकता है, भ्रन्यथा ब्रह्मचर्य का 
पालन करना या वोयं रक्षा कर ऊध्त रेता बन सकना अ्रसम्भव है। 

पाठकवनद ! समय-समय पर उपरिलिखित साधनों पर हम 
प्रकाश डालते रहे हैं तथा इस प्रस्तुत पुस्तक में भी इन्हीं साधनों 
में से “सत्संग” और “स्वाध्याय इन दो साधनों पर विशेष 
प्रकाश डाला गया है| सामान्य दृष्टि से यह पुस्तक सभी नर-तारियों 
के लिये प्रत्युपयोगी है, किन्तु नवयुत्रक विद्यार्थी, ब्रह्मचारी तथा 
ब्रह्मगारिशणियों के लिये तो विशेषतया लिखा हो गया है । श्रतः 
उनको इसका बार-बार स्वाध्याय कर विशेष लाभ उठाना चाहिये के 

प्राय: ऐसा देखा जाता है कि उत्तम तथा श्रधम विद्यायिय 
वा सज्जन और दुर्जनों में दलबन्दो (पार्टीब्राजी )हो जाया करती है । 
कुछ भावुक नवयुवक किप्तो महापुरुष के सत्सग से अथवा उत्तम 
ग्रम्थों के स्वाध्याय से कल्याण मार्ग पर चलना प्रारम्भ कर देते 
है, किन्तु दृष्ट नीच साथियों के दवाब से पुनः उसो पाप-प्‌छ् में 
फंप्त जाते हैं। क्योंकि जब कोई उन्नति करता है, सन्माग पर 
चलता है तब निकृष्ट व्यक्ति उसकी उन्नति को सहन न कर सकते 
के कारण उसे पतित करने का यत्त करते हैं। चाणक्य ने कहा है-- 


59८९०॥९6 0५ ('धा$८क्वाार 


6, लिलिकिक. आई 


किया तो हम अपने परिश्रम को सफल समभेंगे । 


१०० ब्रह्मचरयं के साघन-७ 


मूर्खाणां पण्डिता द्वेष्या निर्धनानां महाधनाः। 
व्रतिनः पापशीलानामसतीनां कुलाजना: ॥ 


मूर्ख सदा विद्वानों से, निर्धन धनवानों से, पापी>दुराचारी 
सदाचारी पुरुषों से श्रौर कुलटा-दुश्चरित्र स्त्रियां पतिब्रताश्रों 
से सवंदा द्व ष करती हैं। ये दुरात्मा स्वयं गड्ढे में से निकल नहीं 
सकते और दूसरे सदाचारी व्यक्तियों की उन्नति भी इन्हें सहन 
नहीं होतो, अत एवं सदा जलते-भुनते रहते हैं तथा उनको भी 
प्रपने साथ मिलाने का, पतित करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। 
किन्तु पुरुषधिंह वे ही हैं जो इन द्वुरात्मात्रों का प्रतिवाद करते 
हुए श्रपने लक्ष्य पद पहुंच जाते हैं। धीर वे ही हैं जो आपत्ति 
काल में भी भ्रडिग रहते हैं, जिनका चित्त विकार उपस्थित होने 
पर भी अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होता | कहा भी है-- 
“विकारहेतो सति विक्रिय॑न्ते येषां न चेतांसि त एवं धीरा:” 


इसलिये हे कल्याण मार्ग के पथिक ! तू श्रद्धा से, धीरता से, 
वोरता से श्रपने पथ. पर चलते जाना, सब विधघ्न-बाधाश्रों को 
छिन्न-भिन्‍न करते हुए शभ्रागे ही श्रागे बढ़ते जाना, एक दिन तेरे 


लक्ष्य की पूर्ति श्रवश्य होगी, आनन्दमय कल्याणकारी प्रभ्न॒ु को 


प्राप्ति होगी और तू निहाल' हों ज़ायेंगा, तेरी सम्पूर्ण सांघनायें 
तथा यातत्नायें सफल हो जायेंगी । किन्तु कहीं मार्ग में भटक 
न जाना | सुख का मार्ग, प्रभु की प्राध्ति का मार्ग यही है, एकमात्र 
यही । “नान्येः पस्था विद्यतेड्यनाय / । 

यदि कुछ नवयुवकों के लिये वा श्रन्धकार में भटकते हुए 
कल्याणेच्छुओं के लिए भी इस पुस्तक ने प्रकाशस्तम्भ का कार्य 


झो३मानन्द सरस्वती 


3९थ्वा९6 09 ( ध्रा75टशा!]श' 


सत्संग 


वेदोपदेश 


पृथक प्रायन्‌ प्रथमा देवहृतयो5कृष्व॒त श्रवस्पानि दृष्टरा । 
नयें शेकुय ज्ञियां नावमारुहमीमंव ते न्‍्यविशनन्‍त  क्रेपय! ॥ 
(ऋ० १०।४४।६) (ग्रथवे० २०९४६) 

(प्रथमाः) जो प्रथम कोटि के सर्वोत्तम पुरुष हैं (देवहतयः) 
देवों काज-दिथ्य गुणों का भ्राह्मान करनेवाले हैं, जिन्होंने भ्रपने 
प्रन्दर विद्या, ब्रह्मंचयं, सदाचार, ईश्वरभक्ति आदि श्रेष्ठ गुणों को 
धारण किया है वे (पृथक प्रायन) अन्य साधारण मार्ग से 
पृथक्‌ ही उत्तम मार्ग से अपने-अ्रपने कर्मानुसार जाते हैं । वे 
(दृष्टरा:) दुष्प्रापणीय (श्रवस्थानि) ज्ञानेश्व्यों को (भप्रकृण्वत) 
प्राप्त कर लेते हैं। किन्तु (यें) जो (यज्ञियां नावं) इस उत्तम कम- 
रूपी यज्ञमयी नौका पर (झ्रारुहं न शेक्रु:) नहीं चढ़ सके, भ्रपनी 
 निबंलताप्रों के कारण शुभ कर्म नहीं कर सक्रे (ते) वे (केपयः) 
कुत्सित प्रावरण करनेवाले दुष्ट पापी जन (ईर्मा एव) यहीं इसो 
लोक में (न्यविशन्त) नोचे हो नीचे गिरते-जाते हैं। 

.. कल्यांण चाहनेवाले बन्धुप्रों ! इस संसार से पार कर सकने 
वाली नौका यज्ञमयी हो है। यज्ञ का श्रथ है 'देवपू जा-स ड्भति- 
करण और दान ।” देवपूजा-देवों के भी देव महादेव परमेश्वर 
की स्तुति प्रार्थना उपासना करना भर उसकी भाज्ञानुतार भ्रपने 
जीवन को उत्तम बनाना तथा विद्वानों की, माता पिता श्राचार्य 
तथा गुरुजनों की सेवा शुश्रषा करना ग्रौर सूर्य-चन्द्रमादि भोतिक 
देवों से भो यथोचित लाभ उठाना । ह 

संगतिक रण--वेदशास्त्रवेत्ता उत्तम विद्वान धार्मिक पुरुषों के 
पास जाकर उनके सत्संग से लांभ उठाना । वेदादि सत्य श््त्रों 
का स्वाष्याय करना | कुसंग से बचना । 

दान-पात्र-कुपात्र, देश-काल का विचार कर अ्रए5 घामिक 


१०१ 


3८९थ्वा९6 09 ( ध्रा795टशा!।श' 


ये के साधन-७ 
१०२ ब्रह्म 


स्थानों में श्रद्धा-भक्ति से यथाशक्ति दान दिना ह क्‍ 

शतपथ ब्राह्मण में कहा है-- यज्ञों वें श्रष्ठततम कर्म अर्थात 
जो श्रेष्ठ कर्म हैं वे सभी यज्ञ हैं। यदि हम के यज्ञिय कर्मों 
प्रतुष्ठान न करेंगे तो हम न केवल ऊपर ही नहीं उठ सकेंगे, कि; 
प्रपने मनुष्यत्व को भी खो बैठे, हमें नीचे ही नीचे पशुआहि 
निकृष्ट योनियों में जाना पड़ंगा। 

देखो ! बहुत से 'देव-ह॒ति' पुरुष देवलोक, पितृलोक, ब्रह्मलोक 
प्रादि दृष्टर--दुष्प्राप्य लोकों में पहुंच गये हैं, ४ वे मनुष्यत्व मे 
ऊपर उठकर शुभ कर्मों द्वारा देव हो गये हैं, उन्होंने अ्रपने प्रन्दर 
दिव्य गुणों को घारण किया है श्रौर 'प्रथम” उत्कृष्ट-उत्तम 
ज्ञानी बने हैं । 

दूसरी प्रकार के वे अ्रभागे व्यक्ति हैं जो थोड़ासा स्वाय 
त्याग न करने के कारण, अपनी निर्बलताञ्रों के कारण, उत्तम 
कर्मों को नहीं कर सके और यज्ञिय न होने के कारण संसार 
सागर को नहीं तर सके; श्रतः यहीं बन्धे पड़े हैं । ये 'किपि कुत्सित- 
प्रॉवरणी लोग यहां--इस संपतार में भी नीचे ही धंसते जा रहे हैं 
श्रव इनका ऊपर उठनों कठिन हो गया है । 

यदि मनुष्य योनि पाकर भी हम स्वार्थ त्यागक्रर उत्तम 
कर्म न कर सके, कुत्सितावरणी बनकर मनुष्यत्व को भी ़ो 
बठे, तो पुनः हमारे कल्याण का झअवसंद कब आयेगा, यह कीन 
जानता हे ! हम उस पाफ-योनि चक्र से निकल कर कब 97: 
मनुष्य योनि को प्रोष्त कर सकेंगे, यह कोन बतला सकता है ' 

, इसलिये हमें इत्ती जन्म में यत्न करना चाहिये कि हम उर्तर् 

हल देव बनें, प्रभु को प्राप्त करें, कम से कम इतना ग्रेवर्श 
करें कि जिससे हमारा पशुत्वादि योनियों में ्रध:पतन तो ते हीं! 


3९थ्था९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


सत्संग १०३ 


वेद में दुष्टों की संगति का निषेध 
महषि दयानन्द जी महाराज यजुर्वेद के भाष्य में लिखते 
हैं-“सब मनुष्यों को उचित है कि दुष्ट गुण श्रौर स्वभाववाले 
मनुष्यों का निषेघ करे, इसका उपदेश इस मन्त्र में किया है-- 
प्रत्युष्ट रक्ष: प्रत्युष्टा भ्ररातयों निष्टप्तं 
रक्षो निष्टप्ता अरातयः | उवंन्तरिक्षमन्वेमि ॥ १/७॥ 
पदार्थ :--मुकत को चाहिये कि पुरुषार्थ के साथ (रक्ष:) दुष्ट 
गुणा भर दुष्ट' स्वभाव वाले मनुष्य को (प्रत्युष्टम) निश्चय करके 
निमू ल करू, तथा (ग्ररातयः) जो राति श्रर्थात्‌ दान श्रादि धर्म 
से रहित दयाहीन दुष्ट शत्र हैं, उनको (प्रत्युष्टा:) प्रत्यक्ष निमुल 
(रक्ष:) दुष्ट स्वभाव वा दुष्ट गुण विद्याविरोधी स्वार्थी मनुष्य और 
(निष्टप्तम्‌) (ग्ररातय:) छलयुक्‍त होके विद्या का ग्रहण वा दान 
से रहित दुष्ट प्राणियों को(निष्टप्ता:)निरन्तर सन्तापयुक्त करू । 
इस प्रकार करके (ग्रन्तरिक्षम) सुख को सिद्ध करनेवाले उत्तम 
स्थान और (उरु) अ्रपार सुख कों (अन्वेमि) प्राप्त होऊं ॥ 
भावाथं- ईइ्वर यह ग्राज्ञा देता है कि सब मनुष्य भश्रपने दृष्ट 
स्वभाव को छोड़कर, विद्या और धर्म के उपदेश से दूसरों के भो 
दृष्ट स्वभाव को छुड़वाकर भअविदया अ्रधर्म आदि के दुष्ट व्यवहारों 
से प्थक करना चाहिये, तथा उनको बहुत प्रकार का ज्ञान नश्नौर 
सुख देकर सब मनुष्यादि प्राणियों को विद्या धर्म पुरुषार्थ और 
नाना प्रकार के सू्वो से युक्त करना चाहिये।॥” 
इस मन्त्र द्वारा परमात्मा ने मनुष्प को यह उपदेश कितने 
स्पष्ट शब्दों में दिया है कि अयनी दुष्टता को छोड़कर श्रेष्ठ बनो । 
दूसरे साथियों को भी श्रेष्ठ बनाझ्नो। यदि दूसरे हमारे निकट 
हनेवाले दुष्ट हैं, सदाचारी नहीं हैं, तो उनका भूल कर भी 


संग नी करना चाहिये, इसी में कल्याण है, यही उन्‍तति का मूल 
न्त्रहै। 


3८९थ्थवा९6 09 ( ध्वा75टशा!।श' 


१०४ ब्रह्मचयं के साधघन-७ 


वेद में सत्संग करने का विधान 


स्वस्ति पन्यामनुचरेम सूर्याचन्द्रभसाविव । 
पुनर्दंदताउघ्नता जानता संगमेमहि ॥ (ऋ. ५॥५११४॥) 


(सूर्याचन्द्रमसो इव) सू्ये और चन्द्रमा के समान हम सब 
स्वयं (स्वस्ति पन्थाम्‌) उत्तम कल्याणकारी मार्ग का (प्रनुचरेम) 
श्रनुसरण कर, श्र (पुनः) तत्पश्चातू (ददता) दानी (प्रघ्नता) 
अ्रहिसक--प्राणिमात्र का उपकार करनेवाले (जानता) ज्ञानो-- 
विद्वान सत्पुरुषों की (संगमेमहि) संगति करें, उनके बतलाये हुए 
मार्ग पर चलें। 

फर्म पिता परमात्मा ने कितना सुन्दर उपदेश दिया है कि हम 
नित्य प्रति नियमपूर्वक कल्याण मार्ग पर चलें, सत्यपथ से कभी 
विचलित न हों भ्रोग इसके लिये हम दानी उदार परोंपकारी विद्वान 
पुरुषों का सत्संग करें । क्‍ 

कल्याण भाग पर चलने: के लिए सूर्य भ्रौर चन्द्रमा की 
उपमा दी गई है, इससे दो शिक्षायें मिलती हैं, प्रथभ यह कि हम 
सूर्य श्रौर चन्द्रमा की भांति नियमित रूप से सन्मार्ग पर चलते 
रहें, कभी भी इस नियम को न तोड़ें । दूसरा यह कि जिस प्रकार 
सूर्य भोर चन्द्रमा दिन-रात जनता को+”"-प्राणिसमूह को प्रकाश 
का मार्ग दिखलांते हैं, भ्रन्धकार को दूर भगाते हैं, ठोक इसी 
प्रकार हम भी भ्रन्य लोगों का पथप्रदर्शन कर, श्रज्ञानान्धकार को 
ज्ञान-सूय बन कर नष्ट करे । ह 

दूरे पूणान वसति दूर ऊनेन हीयते । 

महयक्ष भुवनस्य मध्ये तस्मे बलि राष्ट्रभतो भरन्ति ॥ 

(प्रथव॑० १०।६।१५) 


3८९थ्थवा९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


सत्संग न 

(पूररोन) पूर्ण के, उत्तम के साथ रहने से(दुरे बसति) 
प्ामान्य जनों से दूर रहता है श्रोर (ऊनेन) न्‍्यून के-हीन के 
साथ रहने से भो (दूरे हीयते) दूर गिर जाता है--पतित हो जाता 
है। (भुवनस्य मध्ये) सब लोक लोकान्तरों में एक (महद्यक्षम) सब 
से बड़ा पूजनीय देव परमात्मा है (तस्म) उसी के लिये राष्ट्रभतः 
भरन्ति) राष्ट्र को धारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष बलि अ्रपण 
करते हैं । 

इस मन्त्र में उत्तम तथा भ्रधम पुरुषों के संग का वर्णान करते 
हुए बतलाया है. कि जो श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग करता है, उसका 
सम्मान होने के कारण वह अन्य साधारण लोगों से दूर हो जाता 
है >ऊंचा उठ जाता है, तथा नीच व्यक्ति का सहवास करने से 
भी दूर गिर जाता है>-पतित हो जाता है । 

यद्यपि दूर तो दोनों ही होते हैं किन्तु उललम का संग' करते 
वाला भश्रादरणीय और प्रथम का साथी निन्दनीय होता है। 
इसलिए जो उत्तम पुरुष हैं वे सब से महान्‌ श्रौर पूजनोय देव 
परमात्मा की संगति करते हैं, उसी की स्तुति-प्राथंना उपाप्तना 
करते हैं । 

“ईश्वर आज्ञा देता है कि हे मनुष्यों तुम लोगों को विद्या के 
सिद्ध करनेवाले कार्यों के नियमों में विष्नकारी दुष्ट जीवों को 
सदा मारना चाहिये और सज्जनों के समागम रे विद्या की 
वद्धि नित्य करनी चाहिये, जिस प्रकार अनेक उद्योगों से श्रष्ठों 
को हानि दृष्टों की वद्धि न हों, सो नियम करना चाहिये श्रौर 
सदा श्रेष्ठ सज्जनों का सत्कार और दृष्टों को दण्ड देने के लिये 
उनका बन्धन करना चाहिये ।...ईश्वर की आज्ञा का पालन तथा 
ईश्वर की उपासना करनो चाहिये ।* क्‍ 

(यजुर्वेद १२६ मन्त्र भाष्य) 








3८९थ्थवा९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


१०६ ब्रह्म चय॑ के साधन-७ 


सत्संग का अथ 


'सत्संग” शब्द में षष्ठी या तृतीया तत्पुरुष समास है, सर्तां 
सगः 'सत्संग। 'सद्भिर्वा संग: सज्जन पुरुषों का या सज्जन 
पुरुषों से संगल्‍-समागम करना, सज्जन धार्मिक विद्वानों के 
मनोहर उपदेश सुनना श्रौर उन पर आचरण करना व्रह्मचर्यादि 
उत्तम ब्रतों का पालन करना, वेदादि सत्यशास्त्रों का स्वाध्याय 
करना, सत्य बोलना, ईश्वर विश्वास, ईश्वर भक्ति, सदाचार 
श्रादि जीवनोत्थान के उत्तमोत्तम साधनों का भी सत्संग में ही 
समावेश समभना चाहिये और कुसंग के शब्दार्थ इससे विप- 
रीत समभे। 


रूत्संग मद्दिमा 
हमारे शास्त्र सत्संग की महिमा से भरे पड़े हैं, सभो ने 
सत्संग को मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। वास्तव में सत्संग है .ही 
ऐसा जिस की प्रशंसा करते-करते रुकने को जी नहीं चाहता, 
जिद्दा नहीं थकती और लेखनी भो लिखने से नहों रुकती । किसी 
कवि ने वया ही सुन्दर कहा है-- 
चन्दन शीतल लोके चन्दनादपि चन्द्रमा: । 
चन्द्रचन्दनयोमंध्ये शीतला साधुतंग्ति:॥ 
संसार में चन्दन को गीतल मानां जाता है, चन्द्रमा की 
सोम्य किरणों तो उस से भी अधिफ शीतलत्तर हैं, किग्तु चन्दन 
ग्रोर चन्द्रमा से भो अ्रधिक शीदलतम साथु-सं गति >-ससाध॒- 
महात्माश्रों का सत्संग है । मे 
सत्संग: परम तोर्थ सत्संग: परभ॑ पदप्‌ । 
तस्मात्सवें परित्यज्य सत्संगं सतत॑ कुरु॥ 
सत्संग ही परम पवित्र ती् है, सत्संग ही परम पद मोक्ष क! 


3९थ्वा९6 09 ( ध्रा95टशा!।श' 


सत्संग १०७- 
वाधन हैं इसलिये सब दुव्यंसनों को छोड़कर सववंदा सत्मंग करना 
चाहिये | 

श्रीमच्छड्रराचायं जी लिखते हैं-- 
सत्संगत्वे निःसंगत्वं नि:संगत्वे निर्मोहत्वम । 
निमहित्वे निश्चलत्वं निश्चलत्वे जीवन्मुक्त: ॥। 
सत्संग द्वारा विवेक ज्ञान हो जाने पर मनुष्य सांसारिक 
पदार्थों में न फंसकर नि:संग हो जाता है और संसार में न फंसने 
से मोह स्वयमेव दूर हो जाता है तथा मन की स्थिरता हो जाती 
है और जब मन ईश्वर भक्ति में स्थिर हो जाता है. तब मनुष्य 
संसार सागर से तर जाता है । 


मलयाचलगन्धेन त्विन्धनं चन्दनायते । 
तथा सज्जनसंगेन दुर्जनः सज्जनायते ॥। 
जैसे मलयाचल चन्दन के पर्वत पर निकट का इन्धन भी 
चन्दन बन जाता हैः उसमें भो चन्दन जेसी सुगन्ध श्राने लगती है 
इसी भांति सज्जनों की संगति से दुर्जत भी सज्जन बन जाते हैं 
क्योंकि-- 
महाजनस्य संसर्ग: कस्य नोन्‍ततिकारक: । 
पद्मयत्रस्थितं वाशि धत्ते मुक्ताफलश्रियम्‌ ॥ 


| हापृरुषों के संप्र्ग से एक तुच्छ त्पत्त भो उन्नति कद अत्युत्तम 
बन जाता है, जसे वर्षा को एक छोटोसो बूंद कमल के कि 
के संसगग से मोती के सदश दिखलाई पड़ती है । यहे जल बलड 
समद्र की सीप में भिरने से वास्तव में मोती ही बन जाता ि । 
किन्तु तपे हुये लोहे पर गिर जाये तो उसका -नाम मात्र भो शेष 
नहीं रहता, नष्ट हो जाता है। ठीक यहों श्रवस्था सत्संग और 
कुसंग के विषय में सममे । 





3८९थ्थवा९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


१०८ ब्रह्म चर्य के साधन-७ 


किसी हिन्दी के कवि ने भी कितना सुन्दर कहा है:-- 
सत्संग भौर कुसंग में बड़ा भ्रन्तरा जान । 
गान्धी भोर लुहार की देखो बेठ दुकान ॥ 

भ्राप किसी गान्धी-सुगन्धित तेल्न इतर श्रादि बेचनेवाले 
की दुकान पर जाकर बंठगे तो सब कुछ सुगन्धित हो जायेगा श्रौर 
पुनः एक लुहार के निकट जाकर बंठिये, वहां पर तप्त लोहे को 
चिनगारियां वस्त्र श्र शरीर को जला देंगी | सत्संग श्रौर 
कुसंग में यही भेद है। सत्संग उन्नति के शिखर पर चढ़ा देता है 
झोौर कुसंग भ्रवनति के गते में गिरा देता है । 

५३ तुच्छ कोट भी फूल के सत्संग से बड़े बड़े राजा महा- 
राजाप्रों के शिर पर पहुंच जाता है, कांच--सीसा भी स्वर्ण के 
संग से सूय की भांति चमकने लगता है। मूर्ख भी पण्डित के. संसर्ग 
में रहने से भ्रति चतुर बन जाता है, निस्तेज भी तेजस्वी के सत्संग 
से स्वयं पज:सुपना हो जाता है, सूर्य के सम्पर्क से सीसे में भी 
जलाने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है श्रौर वह वस्त्रादि को जला 
देता है । इसलिए नीतिकारों ने कहा है-“सतां हि संग: सकल 
प्रसृते' तर्थात्‌ सज्जन पुरुषों की संगति से सब कुछ मिल 
जाता है। 

सत्संग की महिमा का कहां तक वर्णान करें, इसक्रो महिमा 
अपार है, इसीलिये किसी कवि ने दो हो शब्दों में कह दिया है-- 
'इसे सवेदा स्मरण रखें-- 

यदि सत्संगनिरतो भविष्पप्ति-भविष्यप्ति । 
श्रयथ दुर्जनसंसर्ग पतिष्यसि-पतिष्यसि ॥ 

यदि सत्संगी बनोगे तो बन जाप्रोगे श्रौर यदि कुसंग में पड़ 
जजाञ्रोगे, तो पतित हो जा्नोगे । 


3८९थ्वा९6 09 ( ध्वा75टशा!।श' 


सत्सं गे १ 68 €ः 


कुसग दोष 
अ्रहो दुजनसंसर्गान्मानहानि: पदे पदे । 
पावको लोहसंगेन मुद्गरैरभिहन्यते ॥। 

दुजन के संस में रहने से पद पद पर मानहानि-"-अपमान 
सहन करना पड़ता है, शुद्ध पवित्र श्रग्नि को भी लोह के साथ 
घनों से पीटा जाता है। चरण के साथ घुन भी पीसा जाता है। 
सीता को चुराया रावण ने किन्तु दुष्ट के संपर्ग में होने के कारण 
समुद्र पर सेतु बांधा गया । यह लोकोक्ति है कि--“नीचाश्रयों हि 

महतामपमान-हेतु:” नीच का आाश्चय लेने से या उसके निकट रहने 

से महापुरुषों को भी अपमान होता है। 

सार यह है कि सम्पूर्ण दुराचार और विनाश के कारणों की 
जड़ कुसंगति हो है, श्रतः अपना कल्याण चाहनेवालों को, 
विशेषतया ब्रह्मचारियों को कुसंग से बचना चाहिये, ग्रर्थात्‌ अष्ट- 
मेथन का स्वथा त्याग कर देना चाहिये, झ्रांखों से कभी भद्दी 
वस्तु सिनेमा, रामलीला, नाटक तथा अ्रइलील चित्रादि को न देखें, 
कानों से कभी अश्लील गाना, धपिनेमा रागिणों आदि न सुनें, 
नासिका से किसी गन्ध पर मोहित न हों, पांवों से कुसंगति में न जायें, 
हाथों से किसी बुरी वस्तु को न छूप्रे ओर मद से उपरिलिखित 
विषयों का कभी भूलकर भो चिन्तन न करें। तात्पयें यह है कि 
पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कमें निद्रय, तथा ग्यारहवां मन इन पर हमारा 
 आधिपत्य होना चाहिये तभो हम कुसंग से बच सकते हैं। 

एक बॉर भगवान्‌ विष्णु ने राजा बलि से पूछा कि--तुम 
सज्जनों के साथ नरक में जाना पसन्द करोगे या दु्जनों के साथ 
स्वर्ग में ? राजा बलि ने उत्तर दिया कि मैं सज्जनों के साथ नरक 
में जाना उत्तम समझता हैं, क्योंकि जहां सज्जन जायेंगे वहाँ 
नरक भी स्वर्ग बन जायेगा श्रौर दु्जंन स्वर्ग को भी नरक बना 


3८९थ्वा९6 09 ( ध्रा795टशा!।श' 


११० ब्रह्मचर्य के साधन-७ 
देते हैं। कक्‍्योंकि-- ४ 
प्रणुरप्यसतां संग: सदगुणं हन्ति विस्ततम्‌ । 
गुणरूपान्तरं याति तक्रयोगाद्‌ यथा पया॥ 
दुजंनों का थोड़ासा कुसंग भी विस्तृत गुणराशि को 
नष्ट कर देता है, ज॑से कि थोड़े से तक्र--छाछ के संग से सैकड़ों 
गुणा अधिक दूध गुण और रूप में सवंथा भिन्‍न हो जाता है। 
एक रत्ती विष से सम्पूर्ण भोंजनसामग्री विषाक्त हो जाती है। 
गऔर जहां पर दुजन ही दुर्जन हों वहां पर तो स्वर्ग की कामना 
करना खपुष्प तथा वन्ध्यापुत्र के तुल्य ही है । किसी कवि ने 
कितना स्पष्ट कहा है-- ३५ ॥ 
प्रानन्दमृगदावारिन: शीलशाखिमद्द्विज: । 
ज्ञानदोपमहावायुरयं खलसमागम: ॥ ,., 
दुष्टों को संगति ग्रानन्दरूपी मृग को भगाने के लिये भयंकर 
दावाग्नि--जेंगल की भ्राग का काय करती है, शोल"-सदाचार 
रूपो वक्ष को उखाड़ने के लिए मदोन्‍्मत्त हाथी का काय॑ करती है 
्रौर विवेक ज्ञान रूपी दोपक को बुझाने के लिये प्रचण्ड गआरांघो 
का कार्य करती है। योगरसायन में कहा है-- 
असत्सगादगुणज्ञोईपि विषयासक्तमानस: । 
प्रकस्मात्यलयं याति गीतरक्तो यथा मृग: ॥। 
कुसंग से जब मन विषयों के विष से मुक्त हो जाता है तब 
गुणवान्‌ भ्रौर विद्वान व्यक्ति भी सहसा ही मृत्यु का ग्रास बन 
जाते हैं जेसे कि वोणा के सुरीले राग के वशोभूत हुप्ना मृग>- 
हरिण मारा जाता है। 
गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक ही कहा है-- 
_* 5 मेल वास नरक कर ताता। न दुष्ट संग जनि देई विधाता॥ 


घोर नरक में रहना भ्रच्छा है, किन्तु ः 
हों ु ! कं प्‌ त् 
ष्टों की संगति न दे । क्‍योंकि मनुष्य भयंकर है, भगत न तप त्त 


3८९थ्वा९6 09 ( ध्वा75टशा!।श' 


सत्संग 


से भी पार हो सकता किन्तु दृष्टों के पंजे से 
म्मभव नहीं तो कठिन अवश्य है। 
संसार में ऐसा कोन सा नीच कर्म है जिसको कुसंग से मनुष्य 
न सीखले | दुजन स्वयं तो नष्ट भ्रष्ट होता ही है किन्तु से 
अन्य श्रनेक होनहार बच्चों को भी ले ड्बता है | गाय 
तुलसीदास जी के शब्दों में “को न कुस गति पाय नप्ताई” 
ऐसा कौन हैं जो कुसंग में पड़क॒र 'उभयतो भ्रष्ट न हो गया हो ? 
इस कुसग पिशाच के चक्र में आकर सदहस्रों होनहार ऑॉलंसम्पसों 
वालक-बालिकायें, नवयुवक श्रौर नवयुवतियां श्रपने जीवन से 
हाथ धो वंठों । भयदूूर जंगलो पशुश्रों और सांपों के साथ रहना 
अच्छा है किन्तु कुसंग में पड़ना नहीं । है 
प्रं० विष्ण शर्मा पदच्चतन्त्र में लिखते हैं-- 
“बर प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगम:” 
हि प्राण त्याग देना अ्रच्छा हैँ किन्तु नोच की संगति अच्छो 
हों । क्योंकि प्राण त्यागने पर दूसरा उत्तम शरीर कर्मानप्तार 
मिल जायेगा, किन्तु कुसंग में तो लोक परलोक दोनों हो नष्ट हो 
जाते हैं, यह लोक तो प्रत्यक्षरूप से है हो नष्ट-भ्रष्ट और पाप 
कम करने से ग्रगला जन्म भो उत्तम नहीं मिलता । क्‍ 
े “जेसा संग वसा रंग” के प्रनुसार सत्संग करने से मनष्य 
श्रष्ठ बन जाता है और कुसंग में पड़ कर श्रधम बना जाता है। 
सग का रग ग्रवश्य चढ़ता है, एक स्वच्छ भवन घृए से काला 
वन जाता है, काला कोयला भो अग्नि के संयोग से घथकने 
लगता है, लता या घास में रहनेवाला कीड़ा श्रौर जन्तु भो 
नेत्सदश रंग का हो जाता है। कहा भी है-- 
असतां संगदोषेण साधवो यान्ति विक्रियाम््‌ । 
दुर्योधनप्रसंगेत भीष्मो गोहरणे गतः॥ 
दुर्जनों की संगति में रहने से सज्जन भो दुर्जत बन जाते 


१११ 
छटकार पाना अस- 


3९थ्वा९6 09 ( ध्रा75टशा।श' 


११२ ग्रह्मयाचयं केसाधन-७ 


हैं, उनकी भी वृत्तियां विक्ृत हों जाती हैं, शाआख काल मरे 
दृष्ट दुर्योधन के संग में रहने के कारणा भीष्म पितामह भी राजा 
विराट की गौयें चुराने के लिये चले ग ये थे। 

इसलिये विचार-शील सत्पुरुषों ने कहा है-- 

“मुजंगवद्रर्ज्यों बुधेद्‌ जन: बुद्धिमानों को चाहिये कि दुर्जन 
से सवंदा सर्प की भान्ति प्रथक्‌ रहें। इनकी संगति करना तो 
दूर रहा, ऐसे दुष्ट पापियों के पड़ौस में रहना भी हानिप्रद है। 
इतना ही नहीं, राजरषि चाणक्य ने तो दुजन को सप से भो 


भयंकर बतलाया है-- , 
सपएच दुर्जनश्चव वर॑ं सर्पो न दुजनः । 
सर्पों दशति काले दु्जनस्तु पदे पदे ॥ (चाणक्य नीति) 
सप॑ श्र दजन में से सर्प ही श्रच्छा हैं. क्योंकि सप॑ तो 
जब काल आकर उपस्थित हो जाता है तब कांटता है किन्तु दुर्जन 
तो पद पद पर प्रहार करता है। सपं, बिच्छू श्रादि किसी श्रव- 
यव विशेष से प्रहार करते हैं किन्तु दु्जंन का तो एक-एक अश्रंग 
विष से भरा हुआ होता है-- 
तक्षकस्य विषं दन्ते मक्षिकायाइच मस्तके । 
वृश्चिकस्य विषं पुच्छें सर्वांगे दुर्जंनस्य तत्‌ ॥ हे 
सप के दांत में, मक्खी के सिर में और बिच्छू के पूछ में 
विष होता है किन्तु दुजंन के सभी भ्र ग॒ विषाक्त हैं । 
दुष्टों की मेत्री, वेश्या श्नौर लक्ष्मी ये तीन कितना ही यत्त 
किया जाये किन्तु स्थिर नहीं रहतीं । इसलिये विष्णु शर्मा ने प्॑च- 
न्त्र में कहा है-- 
आरम्भगुर्वी क्षयिणी ३४१४ 
लघ्वी पुरा वद्धिमती च पश्चात्‌ । 
दिनस्य पूर्वार्दपराद्धंभिन्‍ना, 
छायेव मेत्री खलसज्जनानाम्‌ ॥ 


3८९थ्था९6 09 ( ध्वा75टशा!।श' 


सत्संग ११३ 


भर्थात्‌ दुजनों की मित्रता प्रारम्भ में बहुत बड़ो होती हैं 
प्र्थात्‌ अति युन्दर प्रतीत होती है किन्तु उत्तरोत्तर घटती हीं 
जातो है, ज॑त्ते कि प्रात:काल छाया बहुत बड़ी होती हैं किन्तु 
दोपहर तक्र कम होकर न्यूनतम रह जाती है और सज्जनों की 
मित्रता प्रारम्भ में नाममात्र ही होती है किन्तु दिन प्रतिदिन 
बढ़ती हो जातो है। जिस प्रकार दोपहर के पश्चात्‌ छाया उत्तरो- 
त्तर बढ़ती जाती है। 

इसलिये दर्जनों की संगति को प्रारम्भ में फूला-फला देखकर 
उसमें फंसना नहीं चाहियें, श्रपितु उसके भावी दुष्परिणामों 
कों विचार कर सर्वया पृथक ही रहना चाहिये, इसी में कल्याण 


किसी कवि ने कुसंग के फलों का कितना उत्तम चित्र 
खींचा है :-- 
पाप वर्धयते, चिनोति कुमात, कीत्यंगना नश्यति, 
धर्म घ्वंसयति, तनोति विपदं, सम्पत्तिमुन्मदति । 
नीति हन्ति, विनीतिमत्र कुरुते, कोप॑ घुनीते समें, 
कि वा दर्जनसंगतिन क्रुरुते, लोक-द्रयध्वं धनी ॥ 
क्रुसंग पाप को बढ़ाता है, बुद्धि को मलिन कर दैता हैं, 
कीति को नष्ट करता है, धर्म का ध्वंस कर आपत्तियों के पहाड़ 
खड़े कर देता है श्रौर घन सम्पत्ति न्याय श्रा दि का लोप हो 
जाता है। स्वभाव चिड़चिड़ा और क्रो घी बन जाता है, ऐसा 
कौनसा दुष्कर्म है जिसको कि इस लोक तथा परलोक का नाश 
करने वाली कुसंगति न करवाती हो । 
न व्यात्र: क्षुधयातु रोडपि कुपितो, नाशी विष: पन्‍नगो 
नारातिबंलसत्त्वबुद्धिकलितो, मत्त: करीन्द्रो न च। 
त॑ शक्‍्नोति न कतु मत्र नृपति: कण्ठीरवो नोद्धुरो 
दोष॑ दुर्जनसंगतिवितनुते य॑ देहिनां निन्दिता ॥ 


3८९थ्ा९6 09 ( ध्ा75टशा!।श' 


११४ ब्रह्म चयं के सापन-७ 
ला तथा क्रढ्ध हुआ शेर जिस कार्य को नहीं कर सकता, 


भयंकर विषधर सप॑ जो हानि नहीं कर सकता श्ौर बद्धि सेना 


म्पन्न शत्र॒ तथा मदमस्त हाथी भी जो हानि नहीं 
प्रादिसेबलस #म००) “है. 


पहुंचा सकता. वह भयंकर सर्वताश मनुष्य 
से हो जाता है । » 704. त] 

कुसंग में पड़ने से धर्म, हि प्रथं, काम, मोक्ष, पुरुषाथचतुष्टय 
प्रौर लोक परलोक सब मिट्टी में मिल जाते हैं, मन॒ष्य जन्म पाकर 
भी पशु-पक्षियों पे भी नीच ग ति हो जाती है। इसलिये 


कहा है-- 
न स्थातव्यं न गन्तव्यं क्षणमप्यधमः सह । 
पयो5पषि शौण्डिकीहस्ते मदिरां मन्यते जनः ॥ ह 
प्रधम पुरुषों के पास एक क्षण भी उठना बंठता न चाहिये, 
यदि कोई सज्जञनपुरुष भी प्रकस्मात्‌ किसी निन्दनीय स्थान पर 
चला जांता है तो लोग उसे भी वेंसा ही सम भने लग ते हैं, 
जैसे कि कलाल (शराब बनाकर बेचनेवाले) के हाथ में शुद्ध 
पवित्र गोदुग्घ हो तब भी जनता उसे मदिरा (शराब) ही सम- 
भती है । 
कुसंग के दो भेद हैं-प्रथम शारीरिक, द्वितीय मानसिक । 
शारीरिक कुसंग से पृथक रहना सहज है, क्योंकि इसके लिये 
कुछ बाघायें प्रत्यक्ष रूप से हैं, श्रपने कुल की, माता-पिता की 
मान मर्यादा के भय से, या माता-पिता भ्रथवा ग्रुरुजनों के डर 
से प्रथवा लोक-लज्जा के कारण से हो मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से 
कुछ पअंशों में कूसंग से बच जाता है, चोरी से भी श्रवत्तर 
मिलने पर ही कर सकता है किन्तु मॉनर्तिक कुसंग से बचना 
कठिन है । मनुष्य प्रतिक्षण उठता बंठता खाता-पोता यहां तक 
कि शयन काल में भी स्वप्न के द्वारा भ्रपने विचारों को दृषित 


3९थ्वा९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


सत्संग ११४ 


करता रहता है। गन्दी पुस्तकें पढ़ना भी मानसिक कुसंग 
छ भोले भाई यह विचारते हैं कि हम शरीर से तो कुछ 
गे नहीं, गन्दी पुस्तक गील भावनाओ्रों 

रते हो नहीं, गन्दी पुस्तक पढने से ग्रथवा श्रश्ल 
“हल क्‍या बिगड़ता है किन्तु ऐसा सोचने वाले भयंकर 
करते हैं। मन से या कर्म से हम जेसा शुभाशुभ विचार 
था क्रिया करते हैं उस की वेसी ही श्रमिद छाप चित्त पट वर 
वड जाती है शोर पीछे वासना का ख्ूप भास्ण कर सताती है। 

भगवान्‌ श्री कृष्ण ने गीता के द्वितीय श्रध्याय में कहा है-- 


धपरायतोी विषयान्‌. पुसः संगस्तेषृूपजायते । 
संगात्‌ संजायते काम? कामातृ क्रोधो5भिजायते ॥। 
क्रोधा-ठूंवति सम्मोह: सम्मोहात्स्मृतिविश्रम: । 
स्मृतिम्र शादबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ 


कुसंग में प्रथम मन में बुरे विदार इक मर कि 
उन से संग हो जाता हैं अ$ई 

3८ अं के निकट पहुँच जाता दे संग से " काम आम का हे 
किसी ने कहा भी है--कार्मिनों कामिनोवार के 
भवेत्पुमान्‌” कामुक स्त्री-पुरुषों कै सर से भर ४ जज अ का 
बन जाता है। जब उस कामता को पूरति नहीं होते हक 
दवाता है शोर क्रिकतंव्यविमूढ बना बल हे 'वकरपसनोह 
काम नहीं देती, स्मरण-शर्क्ति के विकृत हो "अं कक अंचोद 
जाती है, जिससे सर्बेनाश ही जाता है, कि  इलवाच वही 
बुद्धि का हो खेल है । “बुद्धियस्य बल॑ तर गा 
है जितकी बुद्धि सुस्थित है, । बुद्धि गई के हा चाहिये । 
लिये कुसं ग से मनसा वाचा करमणा पृथक्‌ रहे 


3८९थ्वा]९6 09 ( ध्वा75टशाा।श' 


११६ ब्रह्मचयं के साधन-७ 


शिक्षा ओर कुसंग 

बिना पढ़े-लिखों की अ्रपेक्षा शिक्षित समुदाय कुसंग के चक्र 
में ग्रधिक फंसा हुआ है, इसका कारश हमारी प्रचलित शिक्षा 
प्रणाली है। भ्रशिक्षित व्यक्ति भज्ञान हु या,कुसंग से बुराइयों में 
फंस जाते हैं किन्तु इस शिक्षा-प्रणाली में बुराइयां सिखलाई जाती 
ह। इसलिये हमारे शिक्षित वर्ग के भ्राचार का स्तर नीचा होता 
जा रहा है। ५ 

प्राचीन काल में ग्राषंपाठविधि के भ्रनुसार बालक गुरुकुलों में 
माता पिता और सांसारिक वातावरण से पृथक जाकर ब्रह्मचय 
पर्वक विद्योपाजंन करते थे । सात-श्राठ वर्ष के बालक-बालिका 
को गुरुजनों के निकटतम सम्पक में छोड़ दिया जाता था। ग्रुह्ट वा 
प्राचायं का यह प्रधान कर्म था कि वह दिन रात (२४ घंटे) उनके 
प्राचार-विचांर का ध्यान रखता था श्रौर विद्या भी ऐसी ही 
पढ़ाई जाती थी जिससे लोक परलोक दोनों सुधर जाते थे । पतित 
होने का ब्रह्मचारी (विद्यार्थी) कों श्रवसर ही नहीं मिलता था, 
इसीलिए यहां पर कपिल करणाद, जेमिनि, पतल्ललि श्रोर राम 
कृष्ण तथा दयानन्द उत्पन्न हुये थे । 

वर्तमान श्रनाषं शिक्षा प्रणाली इससे सर्वथा विपरीत है । इस 
से मानव के स्थान पर दानव बनाये जा रहे है । वास्तव में इस 
शिक्षा प्रणाली की नींव ही लाड्ड मेकाले की दृषित भावनाश्रों 
पर रखी हुईं है। जिस भवन की नींव हीं दृषित हों उससे आ॥ागे 
कल्याण को कया श्राशा की जा सकती है। 
पाठ यार सप पक हे पार! पांच-धंठे पाठ्य. पुस्तुकों डे 

ज्यापक अ्रपना कत्तव्य पूरा समझ लेते हैं, माता 

क के तो ४० चिन्ता करने को श्रावश्यकता प्रतीत +- होती 

$ ते अपने पुत्र को स्क्ुल में पढ़ने के लिये भेजकर सर्वथा 


रस का 
3८थ्वा९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


सत्सांग 


११७ 
बन्तामुक्त हो जाते हैं। विद्यार्थी के जीवन का ध्यान व् 
का नहीं (सम्भवतः यह हमारे लिये छोड रखा हो) । कैसी को 


इस पाठविधि में विद्यार्थी के चरित्र निर्माण के लिये 
क्षोई स्थान नहीं है, श्राचार-विच्यर को भ्रष्ट करने के साधनों की 
भरमार है | कामुकता को उत्पन्त करने वाले श्रश्लील श्रनाएं 
दृषित ग्रन्थ पाठ्यक्रम में रखे हुए हैं। जिनको पढ़कर ब्रह्मचारी 
रहता कठिन हैं। प्रथम तो १५ श्र २० वर्ष के बीच की अवस्था 
ही ऐसी है जिसमें न प्रकाश होता है न ही अन्धेरा । यदि 
इस अवस्था में विद्यार्थी को सन्‍्मार्ग न दिखलाया जाये तो पतित 
होते की आशंका बनी रहती है। पतित होने का दूसरा साघन है 
दुश्चरित्र भ्रध्यापक और विद्याथियों का कुसंग तथा विचारों को 
गन्दा करने के लिए श्रश्लील अनाष॑ं ग्रन्थों का अध्ययत । यदि 
कुछ न्यूनता रह भी जाये! तो उसको सहशिक्षा (नवयुवक शोर 
: नवयुवतियों का एक साथ मिलकर पढ़ना) तथा घिनेमा, नाच, 
गान आरादि पूर्ण कर देते हैं जिससे विद्यार्थी का सदाचारी 
रहना असम्भव है । इसी के परिणामस्वरूप मेट्रिक करने तक हो 
लगभग सभी विद्यार्थियों का आचार भ्रष्ट हो जाता है। आ्रागे 
चलकर कालेजों में तो एक प्रतिशत विद्यार्थी ऐसा नहीं मिल 
सकता जिसका ब्रह्मचय नष्ट न हो गया हो । 

जब विद्यार्थी बी० ए० की उपाधि लेकर लुट पिट-कर भश्राता 
है तब उसकी ठीक वही श्रवस्था बन जाती है जो रस निकले 
हुये गस्ने की या निचोड़े हुये! निम्बू की होती । इस सम्पूर्ण 
दुष्परिणम का कारण शारीरिक श्रौर मानसिक कुत्ता हे । 

प्राचीन काल में ग्राचायं शिष्य को बनाता 2० । “त॑ की 
स्तित्न उदरे बिभति'' (प्रथर्वे १११५॥३) वेद के आ्रादेशानुप्ता जे 
की रक्षा उसी भांति करता था जिस प्रकार माता गर्भावस्‍था 


3८९थ्थवा९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 





श्श्८ ...ब्रह्मचयं के साघन-७ 


बच्चे की करती है। राम को किसने बनाथा / गुरुवर वसिष्ठ ने | 
कष्ण को किसने बनाया ? ऋषि घोर श्रांगिरस ने। भ्रजु न को 
किसने बनाया ? श्राचाये द्रोण ते | दयानन्द को किसने बनाया? 
गुरुवर विरजानन्द ने । किन्तु श्राज की शिक्षा प्रणाली में यह 
भार गुरुप्रों ने ्पने कन्धों से उठाकर दर्जियों पर +क< दिया 
है। इसीलिए जो जैसा चाहता है वेसा ही दो-तीन घण्टे में दर्जी 
के घर जाकर बने श्राता है । 
वेद ने ऐसे लोगों को 'ततनुष्टि! 'तनुशुम्न- श्रौर “कवांसख! 
कहा है-- 
" शा तल न महा तनुशुञ्र' मघवा यः कवासख: 
(ऋ० ५॥३४।३) 
जो ईश्वर भक्ति करता'है, उत्तम मार्ग पर चलता है, उसको 
ईश्वर बढ़ाता है, शक्ति प्रदान करता है, किन्तु जो ततनुष्टि हैं, 
दिन-रात विषयों में ही फंसता जाता है, तनुशुभ्र""शरोीर की ही 
सजावट बनावट में लगा रहता है और “कवासख' श्रर्थात्‌ जो 
कुत्सित संगति में रहता है, जिसके मित्र तथा साथी कुत्सित 
श्रांचरणी हैं, उसको सवंशक्तिमान्‌ ऐश्वयंशाली परमात्मा (श्रप 
अ्रप ऊहृति) नीचे ही नीचे गिराता रहता है, मिटा देता है, विनष्ट 
कर देता है। 
वर्तमान शिक्षा प्रणाली के भयंकर दुष्परिणामों को देखकर 
इससे कोई भी भारतीय सन्तुष्ट नहीं है, राष्ट्रपति से लेकर छोटे 
से कमंचारी तक सभी इसकी कदु-प्रालोचना करते हैं । हमारे 


(7? 


: सभी नेता समय समय पर कहते रहते हैं कि वतंमान शिक्षा 


प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिये, किन्तु पता नहीं वे शुभ दिन 
कब श्रायेंगे जब दुराचार की जननी इस शिक्षा-प्रणाली का 
अन्त होगा शोर यह श्रतीत-शिक्षा-प्रणालो के रूप में परिणत 


3८९थ्वा९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


सत्संग ११९ 
होगी। परमात्मा कृपा करे कि जिससे शोघ्र ही ये दराचार के 
प्रड्डे तथा श्राचरणहीन क्लक बनाने के कारखाने बन्द हों 
पभोर फिर से वही रामायण-महाभारतकालीन आएं शिक्षा-प्रणाली 


प्रचलित हो, जिससे हम भी वाल्मीकि तथा व्यास के स्वर में 
स्वर मिलाकर कह सकें-- 


“सर्वे वेदविदः शूरा: सर्वे शस्त्रविशा रदा:” 
तथा हमारे राष्ट्रपति भी राजा भ्रश्वपति की भांति नि.संकोच 
होकर कह सके-- 
न में स्‍तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप:। 
नानाहिता ग्निर्नाविद्वानु न स्वरी स्वेरिणी कुतः ॥ 
(छान्दोग्योपनिषत्‌) 


सत्संग के लाभ 
तात स्वर्ग अ्रपवर्ग सुख, घरिये तुला इक श्रग। 
तुले न ताहि सकल मिली, जो सुख लाभ सत्संग ॥ 
सत्संग के लाभ भ्रपार हैं, मनुष्य माया-मोह से छूट जाता हैं 
झौर उसके अन्दर विवेक "ज्ञान का उदय हो जाता है जिससे 
सत्यासत्य का निर्णय कर सकता है। सन्माग्गं पर चलने को 
शक्ति मिलती है, यदि श्रालस्यवश कुछ ढीलापन श्रा जाता है 
तो वह सत्संग से दूर हो जाता है। गिरा हुत्ना व्य क्ति भी 
सत्संग पाकर ऊंचा उठ जाता है, बड़ें-बड़े डाकू भी सज्जनों को 
शरण में आ्राकर सुधर जाते हैं। गोस्वामी तुलसोदास जी ने 
ठीक ही कहा है--“सठ सुघरहि सत्संगति पाई। 
पारस परसि कुधातु सुहाई ॥ ' 
सत्संग के लाभों का वर्णान एक संस्कृत के कवि ने कितना 
सुन्दर किया है । 


3८९थ्थवा९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


१२० ब्रह्मचयं के साघन-७ 


जाडय' घियों हरति सिञ्चति वाचि सत्यम, 

मानोनन्‍्नति दिशति पापमपाकरोति। 

चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीति, 

सत्संगति: कथय कि न करोति पु साम्‌ ॥ 

सत्संग से बुद्धि की मलीनता, मूढ़ता दूर हो जांतो है, वाणी 
में सत्य का सिद्चन हो जाता है श्रर्थात्‌ मन॒ष्य भूठ को छोड़कर 
सत्य को ग्रहण करने लग जाता है जिससे सब पाप कर्म छूट 
जाते हैं, चित्त प्रसन्‍न रहता श्रौद संसार में उसकी कीति फेल 
जाती है। इसलिये सत्संग से सभी शुभ गुण मनष्य में श्रा 
जाते हैं । 

सत्संग कों पाकर सहख्रों भूले भटकों ने पुनः सन्‍्मार्ग को 
ग्रहण किया है। ऐसे महापुरुषों के श्रापको श्रनेक उदाहरण 
मिलेंगे जिन्होंने केवल थोड़े से सत्संग से ही काया पलट दी है। 

म हषि दयानन्द जी ने पेशावर में सिपाही लेखराम को २५ 

वर्ष तक श्रह्मचर्य पालने का उपदेश दिया था, महषि के ब्रह्मचयं 
का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने पद्चीस के स्थान में ३६ 
वर्ष तक ब्रह्मचयं का पालन किया श्रौर श्रागे चलकर वहो लेखराम 
धममंवीरों की पंक्ति में श्रपना नाम भ्रकित करवा गया। 

_ नास्तिक मुन्शीराम वकील बरेली में महर्षि दयानन्द जी के 
सत्संग में सम्मिलित हुआ था, वह उस समय सभी पघर्मो से 
पराइ्मुख हो चुका था किन्तु महर्षि के उपदेशों का इतना गहरा 
प्रभाव हुआ कि वह नास्तिक मुन्शोराम के स्थान में ईश्वर का 
श्रद्धालु भक्त वोर सेनानी श्रद्धानन्द बन गया । 

संवत्‌ (६४० में जब महषि दयानन मृत्यु 
विराजमान ये तब उनके पास पं० गुरुदत्त मं बाप ए० गया। 
वह भो पहले ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता था किन्तु महर्षि को 





3८९थ्था९6 0ए ( ध्रा75टशा!।श' 


तंग १२१ 


प्रन्तिम लीला को देखकर सादा के लिये सन्ना भक्त बन गया । 

एक आर महपि दयानरद जी को भ्रमोचन्द ने एक गाना 
सुनाया । उसके गाने को सुनकर ऋषि श्रत्यन्त प्रसन्‍त हुए श्रौर 
कहा--“प्रमीचन्द्र तू है तो रत्त, किन्तु कीचड़ में पड़ा है।” 
इतना कहूना था कि धाराधी कबाबी श्रौर वेदयागामी श्रमीचन्द 
सब पापों को छोड़कर सच्चा श्रार्यं बन गया भ्रौर श्रपना सम्पूर्ण 
जीवन प्रायंसमाज के प्रचार कार्य में लगा दिया । 

मथुरा की घटना है, एक बार महषि दयानन्द जी को पतित 
करने फे विचार से विरोधियों ने एक वेश्या को वस्त्राभूषणों से 
सुसज्जित कर भेजा । स्वामी जी समाधि लगाये बंठे थे, उनको 
देखकर वह वेश्या डर गई भ्रौर वापिस लौट श्राईं, किन्तु धूर्तों 
ने कुछ लोभ बढ़ाकर उसको पुनः भेजा । स्वामी जी का उस पर 
ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने सत्र ग्राभूषण उतार कर रख 
दिये श्रोर रोने लग गई। ऋषि की समाधि खुली तत्र 
श्राएचर्यान्वित हुए । 

प्रव वेश्या, वेश्या नहीं रही थी । ऋषि के पांवों पर गिरी और 
प्रपना भ्रतराध सुनाकर क्षमा याचना की तथा श्रागे से पवित्र 
जीवन व्यतीत करने का व्रत लिया । इसी प्रकार ऋषि के जीवन 
की भ्रौर भी भ्रनेक घटनायें हैं वे यहां पर विस्तार भय से नहीं 
लिखी जा सकतीं, उनके जीवन को पढ़कर ही सब का ज्ञान किया 
जा सकता है। 

इसी प्रकार भगवान्‌ बुद्ध के जीवन की भी ऐसी ही श्रनेक 
घटनायें हैं। एक बार उपदेश करते-करते वे लच्छी ही में जा 
पहुंचे, वहां पर 'श्रम्बापालिका' नाम की एक प्रसिद्ध वेश्या थी, 
वह भी भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश में बन ठन कर जा पहुंची, और 
हाव भावों से भगवान्‌ बुद्ध को श्रपने ब्रश में करता चाहा। वे 





3८९थ्थवा९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


१२२ ब्रह्मचर्य के ताधन-७ 





भी समझ गये कि श्राज की सभा में सबसे बढ़ा रोगी यह्री $ 
हसी की पहले चिकित्सा करनी चाहिये । का 
भगवान्‌ बुद्ध ने श्रपना उपदेदा प्रारम्भ किया कि “यह श्वरीर 
कितना श्रपवित्र है, इसकी श्रांख से ढीढ निकलती है, नाक वे 
सिणक निकलता है, मुह से लार टपकती है, इसी प्रकार पाय 
प्रोर उपस्थेन्द्रिय से शौच (टट्टी) श्रौर पेशाब श्राता है, यहा 
तक कि रोम रोम से स्वेद निकलता है किन्तु भोला मानव इतने 
पर भी इतराता है श्रौर श्रपने रूप यौवन पर फूला नहीं समाता | 
एक दिन श्रायेगा यह सब कुछ मिट्टों में मिल्र जायेंगा......... 
“इत्यादि” उपदेश हो रहा थां, उस वेश्या पर भगवान्‌ बुद्ध 
के हादिक उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उस वेश्या का हृदय 
विघल गया भ्रौर वह फूट-फूट कर रोने लगी, श्रांखों की स्याही 
से सम्पूण मुख-मण्डल तथा वस्त्र मेले हों गये । 
उपदेश के श्रन्त में वह वेश्या बुद्ध के पास गई श्र पांवों 
पर गिरकर क्षमा मांगने लगी। भगवान्‌ बुद्ध समझ गये, इसके 
रोग की ठोक चिकित्सा हो गई है श्रत: उसको पुत्री” शब्द से 
सम्बोधन कर श्राश्वासन दिया और उसने भी आगे से उत्तम 
रोति से जीवन व्यतीत करने का व्रत लिया । 


इतना हो नहीं, उसने बुद्ध को भोजन के लिये निमन्त्रण 
दिया और वहां जाकर बुद्ध ने पुनः उपदेश दिया। उपदेश में 
उस पूर्वेोक्त वेश्या की जो सखी सहेलियां थीं उन्होंने भी इस पाप 
कम को छोड़ने का ब्रत ग्रहण किया। तत्वश्चाद्‌ उन सहश्नों 
वेश्याओं ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध भिक्षणों बनकर 
भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों का प्रचार किया । हु 


इसी प्रकार एक काकुदन्त नाम का बड़ा भारी विद्वान था, 
उसको श्रपनी विद्या का बहुत॑ भ्रभिमान था, व ह शास्त्रार्थ में 


3९थ्था९6 09 ( ध्रा75टशा!|श' 


सत्घंग १२झ् 


पराजित कर बुद्ध ही को भो भ्रपना शिष्प बनाना चाहता था। अपने 
सह॒स्रों शिष्यों सहित हाथी पर चढ़कर ऐक दिन वह काकुदन्त 
बुद्ध के पास शास्त्राथ करने के लिये गया। महात्मा बुद्ध के जीवन 
का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बिना ही शास्त्रार्थ किये काकुदन्त 
बुद्ध का शिष्य बन गया। 

इसलिए कहा है कि-- 

सम्भाषा दर्शन स्पशे: कीत्तंनं स्मरणं तथा-। 

पावनानि किलेतानि साधूनामिति शुश्न॑ मः ॥ 

साधु-महात्माओ्रों के साथ भांषण करना, उनके दर्शत, स्पशे, 
प्रशंसा और स्मरण करना भी कल्याणकारी है। 


संग किसका करना चाहिये ? 
संसार में देखा जाता है कि जो जंसा होता है वह वंमों से 
ही मित्रता करता है, उन्हों के साथ उठता-बेठता झ्रोर खाता-पीता 
हैं, महाराज भतृ हरि जी लिखते हैं :-- 
मगा मृगे: सद्भमनुन्नजन्ति, हा 
गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरग: । 
मूर्खाश्च मूर्खे: सुधियः सुधीभि: 
समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ ।। 
मृग मगों के साथ चलते हैं, गायें गायों के साथ भ्रौर घोड़े 
घोड़ों के साथ रहते हैं, मूर्ख मू्ों के साथ श्रौर पण्डित पण्डितों 
के साथ रहना पसन्द करते हैं, क्योंकि मित्रता उन्हीं की होती है 
जिनका श्राचा र-विचार तथा व्यवहार मिलता है। द 
इसलिये बुद्धिमानों ने मनुष्य को परखने के लिए यह कसौटी 


बना ली है कि यदि तुम जानना चाहते हो कि देवदत्त कसा है, 
तो उसके साथियों को, उससे सम्बन्ध रखनेवाले यार-दोस्तों को 


3८९९6 09 ( ध्ा75टशा!।श' 


१२४ ब्रह्मचयें के साधन-७ 


देख लो कि वे कैसे हैं, जैसे उत्तके साथी भले या बुरे हैं, वसा ही 
देवदत्त भी है। द 

यह तो हुआ स्वाभाविक प्रवृत्ति के विषय में, किन्तु प्रयत्न 
से इससे विपरीत किया जाता है। एक भला मनुष्य भी दुजंनों में 
बैठ कर दुर्जत बन सकता है, इसी प्रकार दुर्जन भी सज्जनों की ._ 
शरणा में ग्राकर सज्जन बन सकता है क्योंकि-- 

हीयते मतिस्तात हीन: सह समागमात्‌ । 
समंश्च समतामेति विशिष्टश्च विशिष्टताम ॥ 

अपने से हीन व्यक्ति के संग में रहने से कोई लाभ नहीं 
प्रपितु स्वयं भी हीन-नीच बन जाता है श्रपने समान व्यक्ति के 
साथ रहने में भी कोई विशेष लाभ नहीं होता, अपने से श्रेष्ठ 
पुरुषों का संग करने से लाभ होता है स्वयं भी वसा ही बन 
सकता है। इसलिए अपने से भ्रधिक गुणवानु श्रेष्ठ पुरुषों तथा 
साधु महात्माओं के संग में रहना चाहिये। 

सबसे उत्तम सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा है, उसका सत्संग- 
स्तुति, प्राथंना, उपासना नित्यप्रति अ्वश्यमेव करनी चाहिये। 
ईश्वर की भक्ति का फल महर्षि दयानन्द जी लिखते हैं“: 
.. “पे शीत से भ्रातुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत 
निवत्त हो जाता है वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब 
दोंष दुःख छूटकर परमेश्वर के गुणा, कमे, स्वभाव सदश जीवात्मा 
के गुण कर्म, स्वभाव पवित्र हों जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की 
स्तुति, प्राथंना और उपासना करनी चाहिये।” 

महात्मा गांधी जी लिखते हैं-- हर 

जब श्रापकी विषय-वासनायें आ्रापो धर दबोचने की 


से सहाय । के लि शी चुंदनों के बल बेठ जायें और परमात्मा 
हज 9७ ५ उकार लगायें। ईदवर का नाम हमारा अ्रमोष 
सहायक है। हमारा अ्रम 


3८९थ्वा९6 09 ( ध्वा75८टशा!।श' 


सत्संग १२५ 

जब तक मनुष्य ईश्वर को सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमांन्‌ 
जान कर उसकी भक्ति नहीं करता, ईश्वर पर विश्वास नहीं 
करता, तब तक पाप करने से नहीं रुक सकता । पाप कर्म सवंदा 
छिपकर ही किया जाता है और मनृष्य सबको घोखां देकर 
एकान्त में पाप कर बेठता है । किन्तु उस सवंशक्तिमान्‌ सर्वे- 
व्यापक प्रभु से कभी कहीं नहीं छिप सकता । क्‍योंकि वह तो 
पहले ही सर्वत्र विद्यमान है.। कुकर्म करते हुए जब भय, लज्जा 
श्रादि होते हैं तब मनुष्य इंधर-उधर चहुँ ओर दृष्टि दौड़ाता है 
कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा । जब कोई दृष्टिगोचर नहीं होता 
तो निःशड्भू होकर पाप में प्रवृत्त हो जाता है । किन्तु उस मृढ 
को यह ज्ञान नहीं--“द्वो संनिसद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्व द वरुण- 
स्तृतीय:” श्रथवेवेद ४॥१५२) । 

दो व्येक्ति मिलकर कोई गूढ मन्त्रणा करते हैं उसकों तीसरा 
सकल ब्रह्माण्ड का स्वामी वरुण प्रभ्नु जानता है । इसलिए कभी 
भी ऐसी भल नहीं करनी चाहिये । जो दूसरों को धोखः देता है 
ठगता है, वह वरुणदेव के द्वारा स्वयं ठगा जाता है, वरुण श्रपने 
पाशों से उसे तत्क्षण जकड़ कर बन्दी बना लेता है. शोर मूढ 
पापी कों पता तक भी नहीं चलता । 

ईश्वर के पदरचात्‌ तत्कत वेदों का तथा वेदानुकुल शास्त्र 
स्मृत्यादि का स्वाध्याय द्वारा सत्संग करना चाहिये तथा जो 
ऋषि, मुनि, साधु, महात्मा और आाप्त पुरुष हैं उनकी सगंति का 
लाभ उठाना चाहिये । 

हमने भ्रनेक स्थानों पर साधु-सन्तों से सत्संग करने के लिए 
निर्देश किया है। सांधु-सन्‍्तों से हमारा अ्रभिप्रायः वीतराग, 
निष्काम, स्वार्थ, छुल, कपटादि से रहित महापुरुषों से है जो स्वंदा 
लोक-कल्याण में लगे रहते हैं। श्राजजल ऐसे भोजन-भट्ट भी 





3८९थ्थवा९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


१२६ ब्रह्मचयं के साधन-७ 
बहुत हैं जो केवल श्रपना उल्लू सीधा करने के लिए ही वस्त्रादि 
संन्यासियों के चिक्नों को धारण कदर " संन्यास आ्राश्रम को 
भी कलंकित कर रहे हैं । केवल लिग>-चिह्न हु धर्म का 
कारण नहीं होंता। मनु जी ने स्पष्ट लिखा है--न लिये धर्म- 
! 
का पाखृण्डियों के चक्र में नहीं भ्राना चाहिये, ये वे छद॒मवेषी 
प्धम पुरुष हैं जिनके विषय में चाणक्य न कहा है-- 
“बरं प्राश॒त्यागों न पुनरधमानामुपगमः। 
प्राण त्याग करना उत्तम है किन्तु ऐसे छत पाखण्डी पुरुषाधम 
की संगति में नहीं रहना चाहिये । 
जो वास्तव में सच्चे साधु हैं उनका आदर, सत्कार तथा 
सत्संग अ्रवश्यमेव करना चाहिग्रे । क्योंकि-- 
साधुसंगतयो लोके सन्मागंस्य च दीपका: । 
हार्दान्धकारहारिण्यो भासो ज्ञानविवस्वतः ॥ ॒ 
साधु-सन्तों का सत्संग इस संसार में सन्माग को दिखलान 
के लिए प्रकाश स्तम्भ का काम करता है क्योंकि साधु महात्माग्रों 
का सत्संग हृदयरूपी गुहा से शज्ञानान्धकार को नष्ट करन के 
लिए ज्ञान-सूय है ! क्‍ 

महषि दयानन्द जी महाराज लिखते हैं-- 

“परमेश्वर सब मनष्यों को श्राज्ञा देता है कि यज्ञ का 
झनष्ठान, संग्रामः में दत्रुश्नों का पराजय, श्रच्छे श्रच्छे गुणों का 
ज्ञान, विद्वानों की से वा, दुष्ट मनष्य वा दुष्ट दोषों का त्याग....«* 
श्रौर ईश्वर को उपीप्तना तथां विद्वानों का समागम करके श्रोर 
सब विद्याओ्रों को प्राप्त होके सबके लिए सब सुखों को उत्पत्त 


१-जीवन संग्र।म में काम, क्रोध, लोभ, मोह प्रादि शत्रुश्रों 
का पराजय करना चाहिये । 





3९थ्थञ९6 09 ( ध्रा]5८टशा!।श' 


सत्संग १२७ 


नी उन्नति सदा करनी चाहियें।” (यजुर्वेदभाष्य १।१६) 
करे भर के विषय में इस वाक्य को सवंदा स्मरण रकखें-- 
7. /क्षणमिह सज्जनसज्ुतिरेका, 

भर्वात भवार्णवतरणे नोका ।” 
सत्संग रूपी नौका क्षण भर में संतार सागर से पार तरने 


क्रेतियेंसहायक होती है।....____ 
कुसड़् के आधुनिक स्रोत 

सिनेमा, रसकस, स्वांग, रामलीला, नाच-गाना ग्रादि। 

प्राज के युग में दृषित विचारधारा का सबसे श्रधिक प्रचार 
करनेवाले सिनेमा (चलचित्र) ही हैं । हमारी श्राचार-परम्परा, 
सभ्यता भ्रौर संस्कति पर कुठाराधात कय कामव[सना का, विला- 
पिता का तथा स्पष्ट रूप में दुराचार का दिग्दशन कर सम्पूण 
वातावरण को विषय-विष से भर दिया है । इस दुष्ट पिश्ञाच के 
चक्र में फंसकर लाखों-करोड़ों बालक-बालिका श्रौर नवयुवक 
तथा नवयुवतियाँ प्रपने चरित्र को भ्रष्ट कर चुके हैं शोर दित- 
प्रतिदिन करते जा रहे हैं । इसी सिनेमा के परिणामस्वरूप 
सहस्नों नर-नारियों ने प्रपनी श्रमूल्य निधि योवन को विषयाग्नि 
का इन्धन बना दिया है, लाखों परिवार उजड़ गये, किन्तु दुःख 
है कि भ्राज भी इस पतन के भयंकर साधक सिनेमा को कला के 
प्रावरण से ढका जा रहा है । वास्तव में देखा जाये तो न्‍- का 
नाम देकर देश के साथ गद्दारी की जा रहो है। भ्रनेक ु शताब्दियों 
में भी विदेशो शासक हमारे चरित्र की जो हानि नहीं कर सके 
उसको इस कला ने कुछ ही वर्षों में कर डाला । यदि इस रा 
का इसी प्रक/र से स्वागत होता रहेगा तो भावी नवयुवर्त की 
पराचारहीनता पराकाष्ठा पर पहुँच जायेगी भोर सम्पता एवं 


3८९थ्था९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


१२८ ब्रह्म चयें के साघन-७ 


संस्कति को मुह छिपाने को ठौर न मिलेगा । 
भारत में सिनेमाघरों की संझया ४००० के लगभग है, दो 
करोड़ (२,०००००००) व्यक्ति प्रतिदिन सिनेमा देखते हैं । श्रकेले 
देहली दहर में २७००० व्यक्ति प्रतिदिन सिनेमा देखते हैँ । ऐक 
्ोर वे व्यवित हैं जिन को पेट भर रोटी भी सुलभ नहीं श्रोर 
दूसरी ओर देश का ८५ करोड़ रुपया व्यभिचार के प्रचार में व्यय 
किया जा रहा है। हमारी इतनी बड़ी धनराशि हमारे ही विनाश 
में लगाई हुई है श्ौर हम बठे-बठे 'घर फूक तमाशा देखते 
द्हत का को नष्ट करने के लिये सिनेमा सब से बुरी कुसगंति 
है, अथवा यों समभे कि सिनेमा ब्रह्मचयं का सबसे प्रबल शत्र है। 
पिनेमा देखने वाला सात जन्म में भो वीयेरक्षा नहीं कर सकता.। 
क्योंकि इस में कामुकता, श्वृंगार, असंभ्प-परिहास, चुम्बन; 
आलिगन. तज्जन, उत्तेजन, नग्न-नृत्य श्रादि की भरमार होती 
है। अ्रधिकतर फिल्में नवयुवकों को यही पाठ पढ़ाती हैं कि किस 
भांति किसी भले घर की लड़की को भ्रष्ट किया जाये। पतन की 
इतनी पराकाष्ठा होगई है कि फिल्म देखनेवाले नवयुवक्र के 
पाप्त भ्रपनो सगी बहिन भी सुरक्षित नहीं समझी जा सकती । 
जब किसो सिनेमा देखने वाले व्यक्ति से ध्षिनेमा देखने के 
विषय में पूछा जाता है कि श्राप सिनेमा क्‍यों देखते हैं ? तब 
उत्तर में वह कहता है--“सिनेमा इस युग की सर्वोत्तम कल! है, जब 
काय करते-करते मन ऊब जाता है तो मन बहलाव के लिये सिनेमा 
अच्छा साधन है, बहुत सी फिल्में शिक्षाप्रद होती हैं जिन से 
उत्तमोत्तम शिक्षायें मिलती हैं, इसलिये सिनेमा देखने में हानि 


ही क्या है ? लोग व्यर्थ ही निन्‍्द हैं” इत हे 
प्रलाप प्रारम्भ कर देता हैं। करते रहते हैं इत्यादि अनंगेल 


उपरिलिखित सभी हेतु हमारे विचार से हेत्वाभांस हैं । स्वे- 


3८९थ्था९6 09 ( ध्रा75८टशा]श' 


मर १२९ 
ताश के साधन को कला कहना या मानना 
है। यदि दुर्जननतोष न्याय से इसे कला का 'आग कर न 3 
सिनेमाघर कला सिखलाने के विद्यालय हैं ? वहां चित्र दिख लाये 
जाते हैं, चित्रों के सम्भाषण और हाव-भावों से किसी कल्पित ह 
या ऐतिहासिक घटना का वर्णात किया जाता है / न कला की दृष्टि 
से सिनेमा के कार्यकर्त्ता सिनेमा दिखलाते हैं श्रोर न ही दरशंक 
देखते हैं। भद्दे गाने सुनकर श्रज्भार-रस से परिपर्ण हाव-भावों से 
मत में कामवासना अ्रवश्य अ्र कुरित हो जातो है श्र वह ॒बहा- 
चारी के पतन का कारण बन जाती है। 


मनोरंजन का साधन मानकर सिनेमा देखना भी भश्रज्ञान 
है। इसको मानसिक पतन का साधन अवश्य कहा जा सकता है, 
मनोरंजन का नहीं । सिनेमा देखने से मन की थकावट दूर नहीं 
होती, ग्रपितु मन श्रौर भो निबंल हो जाता है। सिनेमा! के श्वृं गार- 
रस से परिपूर्ण वातांवरण में सदाचार की जड़ कभो नहीं जम 
सकतो। स्वामी श्ात्मानन्द जी महाराज ने “मनोविज्ञान तथा 
शिवसंकल्प' पुस्तक में लिखा है--“सादगी सदाचार को जननी 
श्रोर ध्रुद्धार व्यभिचार का दूत है ।* 


पनोबल का साधन सदाचार है, सदाचार के भ्रभाव में 
सिनेमा देखने से मनोरंजन नहीं होता, किन्तु मद्य के नशे की 
भांति ऐसा प्रतीत होता है। पीछे मानसिक शक्ति का हास 
और निबंलता का पता लंगता है। 


इसके भ्रतिरिक्त चलचित्रों के देखने से नेत्र" ॥९क बार * 
जाती है, इसी के परिणाम-स्वरूप श्राज छोटे-छोटे सह 
उपनेत्र (ऐनक) लगाये फिरते हैं। सिनेमा देखते सर सर 


कि ने सूय 
व्यक्ति बन्द भवन के श्रन्दर घुसकर बेठ जाते हैं, जहाँ पर ऐ 


3८९थ्था९6 09 ( ध्ा5टशा!।श' 


१३० ब्रह्मचर्य के साधन-७ 
का प्रकाश है प्रौर न ही शुद्ध वायु का सञ्चार | ऐसी श्रवस्था भें 
स्वास्थ्य भी चौपट हो जाता है । क्‍ 

लोग रात्रि के बारह बजे तक सिनेमाघरों में बंठे रहते हैं और 
प्रात:काल श्राठ-तों बजे तक पड़े सोते रहते हैं, ऐसे लोग 
स्वास्थ्य रक्षा तथा ब्रह्मचयं-पालन तो क्‍या करंगे, अ्रपना जीवन 
निर्वाह भी पराश्रित होकर करते हैं । 

फिल्मों को शिक्षाप्रद भी नहीं कहाँ जा सकता, क्योंकि अच्छो 
से श्रच्छो फिल्‍म में भो साधारण जनता को वासना-तृप्ति के 
लिये कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिलेगी। यदि किसी फिल्म 
को शिक्षाप्रद भी मान लें, तब भो सिनेमा देखने का स्वभाव 
अ्रवश्य हो जायेगा और वह पुंनतः सिनेमा देखने के लिये बाधित 
करेगा। स्वंदा शिक्षाप्रद ही फिल्में नहीं दिखलाई जातीं, विवश 
होकर गन्दी से गन्दी फिल्म देखती पड़ेगी श्रोर उसका दुष्परिणाम 
प्राचार-अ्रष्टता सामने है ही। मेरे पास ऐसे पत्र सवंदा श्राते 
रहते हैं जिनमें लुट-पिट कर म्रष्ट हुये विद्यार्थी अपना रोना 
रोते हें। 

इसलिये तन, मत, धन और श्रात्मा सभी को चौपट करने 
वाले इस भयडूर कुसंग से विद्यार्थी, ब्रह्मचारी तथा श्रपने अमूल्य 
मानव जीवन से कुछ भी प्रीति रखनेवाले व्यक्ति को सर्वेथा 
दूर रहना चाहिये । 

इसी भांति सरकस, रासलीला, रामलीला, सांग, ड्रामा, 
नाटक, नाच-गानादि भी ब्रह्मचयं को दृषित करनेवाले होने से 
सतथा त्याज्य हूँ। महषि दयानन्द जी ने भो सत्याथंप्रकाश में 
बम को “रांडलीला! लिखा है श्रौर साथ-साथ नाच 
जानादि का भी सर्वथा निषेध किया है। क्‍योंकि ये ब्रह्मचयंपालन 





3९थ्वा९6 09 ( ध्रा75टशाा]श' 


सत्संग १३१ 


झ्रौर विद्योपाजजन में बाघक हैं। कुसंग ब्रह्म चयंपालन तथा विद्या- 
प्राप्ति का सबते बड़ा विघ्त है । महपषि दयानन्द जी ब्रह्म वारी 
के लिए सत्याथथंप्रकाश में लिखते हैं--“'जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के 
विघ्त है उनको छोड़ देवें, जैसा कुसंग श्रर्थात्‌ दुष्ट विषयी जनों 
का संग, दुष्ट व्यसन जसा मद्यादि! सेवन श्रौर वेश्यागमनादि, 
बाल्यावस्था में विवाह श्रर्थात्‌ पच्चीसवें वर्ष से पूर्व पुरुष श्रौर 


सोलहवें वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह हो जाना**''**/इत्यादि । 
इसी भांति सत्याथंत्रकाश द्वितीय समुल्लास में महषि 
दयानन्द जीं लिखते हैं-- 


“वीये की रक्षा में श्रानन्द श्रोर नाश करने में दुःख प्राप्ति 
भी जना देनी चाहिये । जसे देखो जिसके शरीर में सुरक्षित 
वोयं रहता है तब उसको भ्रारोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम, बढ़ के 
बहुत॑ सुख की प्राप्ति होती है । इसके रक्षण में यही रीति है. कि 
विषयों की कथा, विषयी लोगों का संग्र,-विषयों का ध्यान, स्त्री 
का दर्शन, एकान्त सेवन, सम्भाषण श्र स्पर्शादि कम से ब्रह्म- 
चारी लोग पृथक्‌ रह कर उत्तम शिक्षा पूर्ण विद्या को प्राप्त होवें। 
जिसके शरीर में वोयें नहीं होता वह नपुसक महाकुलक्षणी श्रौर 
जिसको प्रमेह रोग होता है वह दुबंल, निस्‍्तेज, निबु द्धि, उत्साह 
साहस, धेय, बल पराक्रमादि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता 
है। जो तुम लोग सुशिक्षा श्रौर विद्या के ग्रहण, वीये की रक्षा 
करने में इस समय चूकोंगे तो पुनः इस जन्म में तुम को यह 
श्रपूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा । 

इसो प्रकार पठन-पाठन विधि में मंहर्षि दयानन्द जी ने 

--यहां पर आदि शब्द से ग्रफोम, भंग, चण्डू, बरस ताड़ी बीड़ी 
सिगरेट, गांजा, सुलफादि सभी मादक द्रव्यों का निषेध समभना 
चाहिये । 





3८९थ्था९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


जीजा तय चीयीी खफऊा "४ पघपपपथथ3ि चअजपयााओ ना य+3 ऑल उय०ंन ब्_-- 


१३२ ब्रह्मचयं के साधन-७ 


लिखा है--“मुख्य करके सामवेद का गान वादित्र वादन पवेक 
सीख भोर नारद संहिता आ्रादि जो-जो श्राषं ग्रन्थ हैं उनकों पढें 
परन्तु भड़वे, वेश्या भर विषयासक्ति कारक वैरागियों के गर्भ 
शब्दवत्‌ व्यर्थ श्रालाप कभी न करें। (सत्या्थ० समु० ३) 

पाठकवृन्द * मह॒षि दयानन्द जी महाराज ने जीवन को 
उत्तम बनाने के लिए तथा ब्रह्मचयं पालन विद्योपाजंनादि के 
विषय में कितना स्पष्ट लिखा है । सभी मादक द्रथ्य-- नशे, सश्ी 
विषय एवं सभी प्रकार के कुसंग से पृथक रहकर सर्वथा पवित्र 
तपस्वी जीवन बनाकर ही ब्रह्मचयं पालन: और विद्याध्ययन 
किया जा सकता है भर कुसंग में फंसकर नशे तथा विषयों -का 
सेवन करने से सवंथा नष्ट हो जाता है, यह महर्षि के उपदेश 
से भली-भांति स्पष्ट हो गया है। ध्तः इनका सर्वथा त्याग कर 
देना चाहिये। ड 


सिडअसकरटते रीआाकबमाक+तदरू) 


3८९थ्थवा९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 





ब्रद्मचयय के साधन 
क्‍ (अ्रष्टस भाग) 


स्वाध्याय 


स्वाध्याय को आ्रावशयकता 
“बेद सब सत्य विद्याओ्रों का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना 

ओर सुनना सुनाना सब ग्रार्यों का परम धर्म है। 
(मह॒पि दयानन्द) 
हम आय हैं वेद का पढ़ना-पढ़ाना हमारा परम घम्म है, इस 
परम धर्म का पालन करने के लिये हमें नित्यप्रंति वेदों का 
स्वाध्याय करना चाहिये | यदि हम प्रतिदिन स्वाध्याय न करेगे तो 
प्रपने धर्म से च्युत हो जायेंगे, पशु बन जायेंगे, इतना ही नहों 
सवंथा नष्ट हो जायेंगे। क्योंकि यह नियम है कि जब घधर्मी धम्म 
को छोड़ देता है तब वह नष्ट हो जाता है। उदाहरणार्थ अग्नि 
को ले लीजिये, उष्णता भ्रग्नि का धर्म है, जत्र तक उसमें उष्णता 
विद्यमान है तभी तक वह अग्नि है; किन्तु उष्णता घर्मे के नष्ट 
हो जाने पर उस्ते भ्रग्ति कोई नहों कहता, वह राख के रूप में 
परिणत हो जाती है । ठोक यहो अवस्था हमारी है, जब तक हम 
भ्रपने घर्मं का पालन करते हैं, प्रतिदिन वेदों का स्वाध्पाय. करते 
हैं, तत्र तक हम जोवित हैं, उन्‍तति के पथ पर अग्रसर हैं, हमारे 
अन्दर आयंत्व--श्रेष्ठत्व स्थित है, अ्रन्यथा हमारा भ्रात्मा मद 
जाता है, पतित हों जाता है, भ्रायंत्व भी नष्ट हो जाता है। मनु 

जी लिखते हैं-- 





3८९थ्थवा९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


१३४ ब्रह्मचर्यं के साधन-८ 

“चेदसंन्यासतः शुद्रस्तस्माद्व दं न संन्‍्यसेत्‌ 
वेद त्याग भ्रर्थात्‌ वेदों का स्वाध्याय न करने से मनुष्य शूद्र 
बन जांता है। इसलिये वेदों का स्वाध्याय नहीं छोड़ना चाहिये 


“झनमभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात्‌ धि हा 

प्रालस्यादन्नदोषाच्च मृत्युविप्रान्‌ जिर्घासति ॥ 

वेदों का स्वाध्याय न करने से श्रत एव श्राचारहीन हो जाने 
पर तथा श्रालस्य-प्रमादादि के घेर लेने पर लोगों को मृत्यु श्रा- 
दबोचती है । इसके विपरीत वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, 
सदाचारी एवं आलस्य-प्रमादादि को छोड देने पर मृत्यु को भो 
मारा जा सकता है, मनष्य उसके भय से मुक्त हो सकता है । 
वेद में लिखा है-- क्‍ 

“ब्रह्मचर्येणा तपसा देवा मृत्युमपाष्नत  (श्रथवें० ११-५-१६) 

ब्रह्मचर्य-- वेदाध्ययन, ईश्वरचिन्तन और वीर्य की रक्षा 
करने रूपी तप के द्वारा विद्वान लोग मृत्यु को मार डालते हैं भ्रोर 
यह स्वाध्याय यज्ञ भी ऐसा है कि जन्म से मृत्युपर्यन्त--आ्राजीवन 
करना चाहिये । किसी श्राश्रम में एके का, किसी में दो का ओर 
किसी में पांचों यज्ञों का विधान हमारे श्यास्त्रकारों ने किया है, 
किन्तु स्वाध्याय-यज्ञ सभी आश्रमों में अ्निवाय॑ है। 

ब्रह्मचय मुख्यतया हैं ही वेदादि के श्रध्ययन के लिये, सब 
. नहीं तो कम से कम एक वेद तो भ्रवश्य ही पढ़ना चाहिये, तभी 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का विधान है-- 

_ वैदानधीत्य वेदों वा वेदं वापि यथाक्रमस्‌ । 
भविप्लुतब्रह्मचर्यो ग्हाश्रममाविशेत्‌ ॥ (मनु० ३-२) 

चारों वेदों को या दो वेदों को अन्यथा न्‍्यून से न्यून ए कक 

वेद को यथाक्रम --शिक्षा-कल्प- व्याकरण-निरुक्‍्त-छन्द-ज्यो तिषादि 


3९थ्था९6 09 ( ध्वा75टशा!।श' 


स्वाष्याय १३५ 


'गुरुणानुमत: गुरुच- 
हसस्‍्थ श्राश्रम में प्रवेश 


वेदांगों के भ्रष्ययन पूर्वक पढ़कर, 
भ्राचाय की भ्राज्ञां लेकर ब्रहचारी को ग 
करना चाहिये । । 


ग्‌हस्थ में जाकर भी स्वाध्याययज्ञ नित्यप्रति करना आवश्यक 


है। समावतन के समय श्राचाय॑ श्रन्तेवासी को सावधान 
करता है-- 


“स्वाध्यायान्मा प्रमद: स्वाध्यायप्रवचनाम्यां न प्रमदित- 
व्यम्‌ (तत्तिरीयारण्यक शिक्षावल्ली ७११) 


हे शिष्प तू स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करना, स्वाध्याय 
भोर प्रवचन नित्य प्रति करते रहना । 


इसो प्रकार तृतीय वानप्रस्थाश्रम भी तप और स्वाध्यायादि 
के लिए है। महषि मन ने भी कहा है -- 

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्‌ दान्‍्तो मेत्र: समाहित: । 

दाता नित्यमनादाता सवंभूतानकम्पक: ॥ 

क्‍ (मन्‌० ६।७) 

वानप्रस्थी को चाहिये कि वह जितेन्द्रिय होकर सवंदा स्वा- 
घ्याय करने में रत रहे, सांसारिक विषयों से इन्द्रियों का दमन 
कर, सब पर क्ृपाईष्टि रखता हुग्ना विद्यादि का दान करता रहे 
क्र प्रत्युपकार में किसी से कुछ न ले, इस प्रकार व्यवहार 

। 


चतुर्थाश्र म संन्यास में सभी सांसारिक साधनों का निषेध 
करते हुए स्वाध्याय की ग्रावश्यकता बतलाई है-- 


“संन्यसेत्सवंकर्मारि वेदमेक न संन्यसेत्‌ ।' 
संन्यासी सब सांसारिक कार्यों से विरत हो जाये किन्तु वेद 





3८९थ्था९6 09 ( ध्रा75८टशा!।श' 


१३२६ ब्रह्म च्यें के साधन-८ 


के स्वाष्याय को न छोड़े, वह संन्यासो के लिए भो भ्रनिवाय है। 
इस प्रकार ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानश्रस्थ भ्रोर संन्यास सश्री 
श्राश्नमों में स्वाध्याय यज्ञ को शास्त्रकारों ने अत्यन्त आवश्यकता 
बतलाई है। प्रन्य सांसारिक कार्यों में अवकाश (छुट्टी) का क्री 
विधान है, जैसा कि आजकल भी प्रचलित है किन्तु स्वाध्याय 
इतना ग्रावश्यक है जितना कि श्वास अश्वास । जिस प्रकार श्वास 
प्रश्वास यावज्जीवन निरन्तर चलते ही रहते हैं, उसो भांति स्व्वा- 
ध्याय-यज्ञ भी नित्यप्रति श्रतण्डित रूप में चलता रहना चाहिये। 
बेदोपकरणो चंव स्वाध्याये चेव नेत्यिके । 
नान रोधो 5स्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि ॥। 
हु ..... (मनु० २॥६३) 
नेत्यिके नास्त्यनध्यायों ब्रह्मसत्रं हि तत्‌ स्मृतम । 
वेदादि के पढ़ने स्वाध्यायादि नित्यकर्मों के करने में कभो 
अनध्याप नहीं होता, सव्वेदा अध्याय ही रहता है, क्योंकि स्वा- 
च्यायादि कम ही ब्रह्मयज्ञ कहलाते हैं, इस ब्रह्मययज्ञ का सभी 
आश्रमों में सभो वर्णों में सवंदा सवत्र भ्रनष्ठान करना चाहिये । 
है . यदि किसी काये विशेष (नौकरी झ्रादि) के कारण स्वाध्याय 
में बाधा पड़तो हो तो उस कार्य को भो छोड़ देने का विधान है, 
किन्तु स्वाध्याय इतना श्रावश्यक है कि इसको कभी नहीं छोड़ना 
चाहिये। हू एम हाय 
'सर्वातर सन्त्यजेदर्थान स्वाध्यायस्य विरोधिन:"” 
हे की. लिये भ्रपनी जीवन यात्रा को चलाने के लिये अन्य कार्यों 
हुए स्वाध्याय भी नित्यप्रति ग्रवश्य ही करना चाहियें। 


इसको सर्वोत्तम विधि यह है कि अ्रपने सभी कार्यों के लिये समय 


विभकत कर लेना चाहिये, अपनी दिनचर्या स्वयं सुविधानुसार बता- 


*र तदनुसार चलना चाहिये, उसमें कं 
समय तियत कर लेना चाहिये। पफतलिक 5 व 


3८९थ्वा९6 09 ( ध्वा75टशा!।श' 


स्वाष्याय १३७ 


स्वाष्याय के लिए प्रातःकाल का ही समय सबसे उत्तम है, 
महर्षि मनु ने भी यहो निर्देश किया है-- 

श्राह्म मुह॒ते बुध्येत धर्मायों चानुचिन्तयेत्‌ । 

फायक्‍लेशांश्च तन्मलान्‌ वेदतत्त्वार्थ मेव च।। 

(मनु० ४| ६८) 

प्रात:काल ब्राह्म मुह॒ते में उठकर धमं, अर्थ, शारीरिक क्लेश 
तथा उनके का रण झ्ौर वेद के तत्त्व का चिन्तन करना चाहिये। 
इसलिए प्रत्येक नर-तारी को विशेषतया ब्रह्मचारी को प्रातःकाल 
ब्राह्म-मुहत में उठकर नित्यक्र्मों से निवृत्त होकर शान्तचित्त हो 
वेदादि सत्य शास्त्रों का स्वाष्याय प्रवश्य करना चाहिये । 

द प्राजकल लोगों पे स्वाध्याय के प्रति श्ररुचि हो गई है । 
ग्राुनिक ढंग के व्यक्ति स्वाध्याय की कोई आवश्यकता ही नहीं 
समभते। इपोलिये दिन-प्रतिदिन स्वाध्याय का ग्रभाव-सा होता 
जा रहा है और मानव समाज से मानवता मुह छिपाकर भाग 
रहो है तथा दानवता का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। इस बढ़तो 
हुई दानवता को, दुराचार">व्यभिचार की बाढ़ की रोकने के लिये 
स्वाध्याय करना परमांवश्यक है। स्वाध्याय के प्रभाव में हमारा 
यह भयंकर पतन हुम्ना है अतः पुनरुत्थात स्वाध्याय करने से 
ही हो सकेगा । इसलिए स्वाध्याय करने का सभी को व्रत लेना 
चाहिये और उसको नियमित रूप से पालन करना चाहिये । जिस 
प्रकार से शरीर के लिये भोजन झावश्यक है उसी प्रकार शभ्रात्मा 
के लिये स्वाध्याय ग्रत्यन्त श्रावश्यक है । 

स्वाध्याय करने के विषय में ग्रधिकतर लोग यही मिष बनाते 
हैं कि हमें स्वाघ्याय के लिये (फुरसत) ही नहीं मिलतो ब | किन्तु 
यह सवेथा मिथ्या है, समय मनुष्य के भ्रधिकार में है, दिन रात 
के २४ घण्टों में से कम से कम एक घण्टा स्वाध्पायाथ भ्रति सुगमता 





3८९थ्वा९6 09 ( ध्वा75टशा!।श' 


१३८ ग्रहमचर्य के साधघन-८ 


से निकाला जा सकता हैं। उसी एक घण्टे के समय में यदि प्रा 
दिन २० पृष्ठ भी किसी पुस्तक का श्रष्ययन किया जाये तो # 
के ३६५ दिनों में ७३०० पृष्ठ पढ़े जा सकते हैं, जीवन के इतने 
लम्बे समय में विचारियें कितने सहस्र ग्रन्थों का स्वाध्याय किया 
जा सकता है । 


किन्तु हम श्रपने जीवन के श्रमूल्य समय को द्ारीर की 
बनावट सजावट, खेल-कद श्रौर गणप्प गोष्ठियों में व्यर्थ खो 
देते हैं या श्रालस्य और प्रमाद में पड़े-पड़े जीवन को वथा गंवा 
देते हैं। किन्तु इसे सदा स्मरण रखें--जो व्यक्ति अपने समय 
को व्यर्थ खोता है, वह श्रपने जीवन को खोता है, क्षण-क्षण से 
जीवन बनता श्रोर बिगड़ता है| बुद्धिमान वही है जो श्रपने समय 
का सदुपरोग करता है । 


स्वाध्याय का अथ 


सुयास्त्र उपपद में होने पर झ्ाडः अधिपूर्वक 
श्रध्ययनाथेक “'इडः घातु से 'इडइ्च' ३।३।२१ ईस पाणिनीय सूत्र 
से धत्न प्रत्यय करने पर 'स्वाध्याय' शब्द सिद्ध होता है | 'सुष्ठु 
्रावृत्य अध्ययन स्वाध्याय: स्वमध्ययनं स्वाध्याय: भलीभाति 
प्रावृत्ति पूर्वक श्रष्ययन करना, या अपने लिये श्रथवा स्वयं श्रध्ययन 
करना । सव राब्द के श्रात्मा, भ्रात्मीय श्रांदि श्रनेक श्रर्थ होने के 
कारण स्वाध्याय शब्द के भी विविध श्रथं हो जाते हैं ॥ 


योगदर्शन के व्यासभाध्य में स्वाध्याय शब्द का श्रर्थ महर्षि 
व्यास ने इस प्रकार किया है--"स्वाध्याय:--प्रण॑वादिपवित्रारां 
जप: मोक्षशास्त्राघ्ययनं वा” (२।१ तथा २॥३२ सूत्रभाष्ये) प्रण॒व 
न्त्श्रोम गायत्रयादि का जप करना या मोक्षशास्त्र प्राध्यात्मिक 


3८९थ्वा९6 09 ( ध्वा5टशा।श' 


स्वाष्याय १२९ 


है न 


ग्रन्थ वेद, दशन, उपनिषदादि का पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। 
सभी कोषकारों ने स्वाध्याय शब्द को वेदाध्ययन शब्द का 
पर्यायवाची या समानाथंक माना है-- 


“स्वाध्याय: । वेदे । स्वाभिमतप्रणावादिमन्त्रजपे । ब्रह्मयज्ञे 
वेदाघ्ययने । फलवदर्थावबोधपयंन्ताध्ययनें । उपनिषद्ग्रन्थावृत्ती । 
मोक्षशास्त्रागामध्ययने । सु अ्रतीव श्राव॒त्य अ्रष्ययनम्‌ । स्वाथ्थंम- 
ध्ययनं वा। ' (शब्दाथं चिन्तामरणिः) 

“स्वाध्याय: | सुष्ठु श्राव॒त्य अ्रध्यायों वेदाष्ययनमिति ।” 


(शब्दकल्पद्रमवृहृदभिधानम॒) 
स्वाष्याय: स्याज्जप:” “द्व वेदाधष्ययनस्येति' तदीका। 


(प्रमरकोष: ) 

“स्वाध्यायो जप इत्युक्तो वेदाध्ययनकमं रिंग ।” 
(शब्दरत्नावलो ) 
“हे आवृत्य वेदाध्ययने । सु सुकृताय आवृत्य अध्यायोध्चितिः 
स्वाध्याय: । (भरतः) 
“सम्यक रूप से शास्त्रमात्र के भ्रध्ययन को ही स्वाष्याय कहते 
हैं।” ४. (हिन्दी विश्वकोष) 


इस प्रकार सभी कोषकांर स्वाध्यायशब्द का श्र वेद, दर्शन, 
उपनिषदादि शास्त्रों का अध्ययन करना, शआ्रात्मकल्याणाथर्थ ग्रध्य- 
यन करना, आत्मचिन्तन, ईश्वरभक्ति, प्रणवादिगप करना 
: इत्यादि ग्र्थ करते हैं। उसी प्रकार स्वाध्यायी और “स्वाध्याय- 
वान्‌' शब्द भो विशिष्ट वेदाध्पायों के श्रथ में प्रयुक्त हुए हैं। 

यथा-. 
स तृध्वरेतास्तपसि प्रसकक्‍्तः, स्वाष्यायवान्‌ वीतभयः कझतात्मा + 
चचार सर्वा पृथिवों महात्मा, न चापि दारान्‌ मनसाप्यकाड्क्षत ॥ 
(महाभारत १।४०।१०) 





3८९थ्वा९6 0ए ( ध्रा75८टशा!।श' 


:2 ४० ब्रह्मचयं के साधन-८ 


स्वाध्याय, ब्रह्मचर्यंपालन भ्रादि तप में लगा हुआ, भय 
शोकादि से रहित, ऊध्व॑रेता और जितेन्द्रिय होकर महात्मा जर- 
त्कारु सम्पूर्ण भूमण्डल पर म्रमण करने लगा, उसने कभो मन 
से भी स्त्री आदि की इच्छा नहीं की । हक पे 
इस प्रकार अश्लील, अनाषं, भद्द , उत्तेजक नाटक-उपन्यास, 
कहानी, सिनेमा, रागिणी, रामलीला, रासलीला आदि कीं किसी 
भी प्रकार कीं पुस्तक पढ़ लेना स्वाध्याय नहीं कहा जा सकता, जो 
ऐसा समभते हैं वे भूल करते हैं। स्वाध्याय ग्रात्मोन्‍्नति का सर्वो- 
त्तम साधन है, किन्तु इन नाटकादि के अध्ययन से उन्नति के 
स्थान में श्रवनति ही होगी । 
कुछ सज्जन वृत्तपत्र (प्रखबार) पढ़कर ही सन्तुष्ट हो जाते 
हैं, उनकी दृष्टि में यही स्वाध्याय है किन्तु वृत्तपत्र पढ़ने ' को स्वा- 
ध्याय समभना भी अज्ञान है। स्वाध्याय शब्द का भ्रथ हम सेश्र- 
माण ऊपर लिख चुके हैं और श्रागे चलक र स्वाध्याय करने योग्य 
अन्यों का नामोल्लेख भी किया जायेगा, उन्हों ग्रन्थों का अध्ययन 
करना स्वाष्याय कहलाता है, नाठक-उपन्यास ओर वत्तपत्रादि 
पढ़ना कदापि नहीं । 
स्वाध्याय की महिमा... 
हमारे शास्त्रों में स्वाध्याय की महिमा बहुत बतलाई गई है। 
वेद, स्मृति, उयनिषद्‌, दर्शन प्रोर ब्राह्मणग्रन्थों में स्वाध्याय के 
महत्त्व पर प्रभूत प्रकाश डाला गया है। स्वाध्याय के महत्त्व को 
दृष्टि में रखते हुए ही हमारे पूवंज ऋषि महर्षियों ने हमारी 
जीवनचर्या में स्वाध्याय को सबसे अभ्रधिक महत्त्व दिया है। 
देखिये प>च महायज्ञों में स्वाध्याय एक यज्ञः है । योग के श्राठ 


. “स्वाध्यायों ब्रह्मययज्ञः (शतपथ० ११।५॥६।३) 


3८९थ्थवा९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


स्वाध्पाय १४४९ 
प्रद्गों में स्वाध्याय भी उपाज़? है। मन महाराज ने स्वाध्याय को 
सर्वोत्तम तप बतलाया* है श्रौर धम फे, सप्तम लक्षण घी-- विमल 
बुद्धि को प्राप्ति का साधन भो स्वाध्याय ही है। योगदर्शन के 
भाष्यकार मह॒षि व्यांस जी ने लिखा है -- 


स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत योगा त्स्वाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्पाययागसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ 


स्वाध्याय के द्वारा योंग की श्रोर प्रवत्त होकर योग से स्वाध्याय 
का चिन्तन करना चाहिये, स्वाध्याय तथा योगामभ्यास के द्वारा ईश्वर 
की प्राप्ति हो जाती है । छान्दोग्योपनिषत्‌ के श्रन्त में भी 
लिखा है - 

“ग्राचायकुलाद दमधोत्य यथाविधानं गरुरोः कर्मातिशेषेणा- 
भिप्तमावृत्य कुटुम्बे शुच्ों देशे स्वाध्यायमधीयानों घामिकान्‌ विद- 
घदात्मनि सर्वन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठ।प्याहिसद्‌ सब भूतान्यन्यत्र 
तीर्थेम्य: स खल्वेव॑ वर्तयन्‌ यावदायुषं॑ ब्रह्मलोकभिसम्पद्यते । 
न च पुनशावतंते। (८।१५॥१) 

ब्रह्मचारी आ्राचार्यं-कुल से विधिपूर्वक वेद पढ़कर गुरु को 
सेवा शुश्रषा श्रादि पूर्णतया करता हुआ समावत्तेन संस्कार करके 
कुटुम्ब-गहाश्रम में. रहता हुआ, पवित्र स्थान में वेदादि शास्त्रों 
का स्वाध्याय करता हुआ, भ्रपने परिवार एवं जनता को धार्मिक 
बनाता हुआ, भ्रात्मा में सब ईन्द्रियों को स्थापित कर, तीथ स्थानों 

से भ्रन्यत्र भी प्राणियों की हिसा न करता हुआझ्ना, मरण पयन्त इस 
प्रकार का व्यवहार करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करे लेता हैं, तथा 
भ्रावागमन के चक्र से छूट जाता है। 


२. शोचसन्तोषतपस्वाध्यायेश्व रप्रिघानानि नियमा: ॥ (योंग २।३२) 
|. शा : वेदाम्यासों हि विप्राणोँ परमं तप उच्यते । थ 
.. ब्रह्ययज्ञ: स विज्ञेयः पडज़सहितस्तु यः ॥ (मनुस्मति॥ 


>>. २2 >परन नि ककक८-पननममेन ेध..-अ..+मऋ+++. 


5८वा९0 ०9५ (था5८वाश' 


ी-य-3तताता-नाधटना -+ कि ललबल-जकनी ता निज 7 - शहरी -ओणनननम-.नाामाा--.- स्‍कककओनननबनननननननाातता उनका... जाए ता 7 यओियण खाना झणदख:जणा जा. “| 





4४२ ब्रह्मचयं के साधन-८ 


शतपथ ब्राह्मण का एक ब्राह्मण सम्पूर्ण स्वाध्याय की प्रशंसा 
का है-- 

“अ्थातः स्वाध्पायप्रशंसा । प्रिये' स्वाध्यायप्रवचने भवत्ों 
युक्तमना भवत्यपराधीनो5ह रहरर्थान्‌ साधयते सुखं स्वपिति परम- 
चिकित्सक श्रात्मने । 

भवतीन्द्रियसंपमश्चैका रामता च प्रजावृद्धियंशों लोकपडिक्त:। 
प्रज्ञा वधमाना चतुरो घर्मान्‌ ब्राह्मणामभिनिष्पादयति ब्राह्मण्यमति- 
रूपचर्या यशोलोकपडिक्तम्‌। लोक: पच्यमानश्चतुर्भिध मर्त्राह्मण- 
म्भुतक्त्यचंया च दानेन चेज्यया चावध्यतया च । 

दशतपथ ब्रा० १(।५॥६।१ 

ग्रव्न स्वाष्याय की प्रश्ंत्ताज्महिमा बतलाते हैं, 'स्वाध्याय 

और प्रवचन भअत्यन्त प्रिय विषय हैं, शान्तचित्त से स्वाध्याय करने 
वाला व्यक्ति स्वतन्त्रता से अपने कार्य सिद्ध करता है, श्रानन्द से 
रहता है, अपने हिताहित का ध्यान रखता है, संयमी, बुद्धिमान 
और यशर्वी बन जाता है, बुद्धि की निमलता से स्वाष्यायशील 
व्यक्ति धर्म श्र काम ग्ौर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, सच्चा 
ब्राह्मणात्व, यथोचित आचार-व्यवहांरवान्‌ श्ौर लोगों का विश्वाप्त- 
स है जाता है, सब ओर से उसे यथेष्ट सम्मान, धनादि. प्राप्त 

। 


येह॒वेकेच श्रमा: | इमे द्यावापथिदो5भग्रन्तरेण स्वाध्यायो 


हैव तेषां परमता काष्ठा य एवं विद्वान स्वाध्यायमघोते तस्मात्स्वा- 


ध्यायोथ्ध्येतव्य: । (शतपथ ब्रा० का० ११ श्र० ५ ब्रा० ६ क० २) 
संक्षार में जितने भी कार्य हैं स्वाध्याय उन सब में श्रेष्ठ है, 


हु; ठिन काय॑ है, ऐसा जानकर जो स्वाष्याय करता है वह तत्त्व को 
जान लेता है। इसलिये स्वाध्याय करना चांहिये । 


3९थ्वा९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


स्वाध्याय 


ऋग्वेद के ज्ञान सूक्‍त में स्वाध्याय की 
अतलाई है-- 

४५ सचिविदं सखाय॑ न तस्य वाच्प्रपि भागों ग्रस्ति। 

थदा णोत्यलक श्णोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम ॥ 

ा नं० १०। ७१। 

(यः) जो व्यक्ति (सचिविदम्) बय को प्राप्त कक 
या उसका ज्ञान करवाने वाले (सख्ायम्‌) वेद के स्वाध्याय रूपी 
मित्र को (तित्याज) छोड़ देता है, ' (तस्य) उप्त व्यक्ति की 
(वाचि भ्रपि) वाणी में भी (न भागो अस्ति) कुछ भजनीय+-- 
सेवनीय तत्त्व नहीं है। (यत्‌ ईम्‌ श्वणोति) वह जो कुछ सुनता 
है (अलकम्‌ श्वणोति) सब मिथ्या हो सुनता है और (न हि. 
प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌) वह सुकृत के, पुण्य के मोक्ष के मार्ग को 
नहीं जान सकता । इसलिंये परमसुख मोक्ष की प्राप्ति के लिये 
बेदों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिये । 

स्वाध्याय का फल 
यः स्वाध्यायमधोते5ब्दं विधिना नियत: शुचिः । 
तस्य नित्य क्षरत्येष पयो दधि घृत॑ मधु ॥ 

जो मनुष्य विधिपूर्वक एंक वर्ष तक शुद्ध एकाग्रचित्त होकर 
स्वाध्याय करता है उसको ऋग्वेद, यजुवंद सामवेदादि का ज्ञात 
श्र्थात्‌ ज्ञान कम उपसनादि का फल मिलता है। शतपथ ब्राह्मण 
में मधु तथा पय का अ्रर्थ ऋचा और घृत का अर्थ साम किया है! 

ऋग्वेद और सामवेद में स्वाध्याय के फल का वर्णन करने 


(-मधु ह वा ऋचः (११ । ५। ७। ५) 
: पय आअ्राहुवयों ह वा एता देवानां यदचः (११।५॥। ६ | ४) 
घुतं ह सामानि (११। ५।७। ५ ) 


१४३ 
महिमा इस प्रकार 


3९थ्वा९6 09 ( ध्रा75८टशा!]श' 


१४४ ब्रह्मचयं के साधन-८ 


वर्णन किया है, उनमें से केवल ३ मन्त्र यहां उद्धृत किये जाते 


पावमानी रध्येत्यूषिभि: सम्भूत॑ रसम्‌ । 
स सर्व पृतमदनाति स्वदितं मातरिश्वना ॥ क्‍ 
(ऋ० ८। ६७ | ३१॥ साम० उ० श्र० १० कं० ६) 
पावमानी भ्रर्थात्‌ सबको पवित्र करनेवाली ईव्वर प्रदत्त 
एवं ऋषियों द्वारा सखित ऋचाओं का जो अ्रध्ययन करता है, 
वह पवित्र श्रानन्द रस का भ्रास्वादन करता हे । 
पावमानीर्देधन्तु न इमं लोकमथो अमुम््‌ । 
कामान्‌ समधंयन्तु नो देवीदंवंः समाहृता: 
। (सा० उ० भअर० १० ख० ६) 
पावमानी ऋचायें इस लोक भ्रौर.परलोक दोनों को धारण 
करने में हमारी सहायक हों, देव"-उत्तम विद्वान्‌ या श्रेष्ठ इन्द्रियों 
द्वारा प्राप्त करवाई हुई ये ऋचायें हमारी शुभकामनागश्रों को 
पूर्ण करे । 
पावमानी: स्वस्त्ययनीस्ताभिगंच्छन्ति नान्दनम्‌ । 
पु्ण्याश्च भक्षान्‌ भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति ॥ 
335: ्न्क (साम० उ० अ० १० ख० ६) 
ये पावमानी ऋचायें कल्याणकारिणी हैं, इनके द्वारा मनुष्य 
श्रानन्द को प्राप्त होते हैं, इन ऋषचाम्रों का ग्रर्थात्‌ वेद का स्वाध्याय 
करनेवाला इस लोक में उत्तम भोंग का उपभोग करता हुआ मोक्ष 
का अधिकारी बन जाता है । 
महषि पतस्नलि ने स्वाध्याय का फल इस प्रकार लिखा है-- 
“स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग:” (योगदर्शन २- ४४) 
स्वाध्याय के द्वारा मनुष्य इष्टदेवता--यथेच्छ शुभ गुण की 
प्राप्ति कर सकता है, कोई महापुरुष इस संसार में नहीं है किन्तु 
उसके ग्रन्थों का स्वाध्याय कर हम उस से, उसके विचारों से 





3८९थ्वा९6 09 ( ध्ा5८टशा!]श' 


स्वाष्पाय १४५ 


सगंति कय यथेष्ट लाभ उठा सकते हैं। श्रत एवं इस सूत्र का 

भाष्य करते हुए मह॒षि व्यास ने लिखा है --"देवा ऋषय: सिद्धाइच 

स्वाष्यायशीलस्प दर्शन गच्छन्ति, कार्ये चास्य व्तंन्ते ।” विद्वानु 

ऋषि महर्षि भ्रादि स्वाष्यायशील के दर्शन-""ज्ञान में भ्राते हैं भौर 

इसके कार्य को सिद्ध कर सकते हैं भ्रर्थात्‌ उनके ग्रन्थों का स्वाध्याय 

कर स्वाध्यायवान्‌ व्यक्ति श्रपने कार्य को सिद्ध कर लेता है। 
मह॒पि याज्ञवल्क्य ने लिखा है-- 


“यदयद्ध वाय॑ं छन्दस्यः स्वाध्यायमघीयते तेन तेन हैवास्य' 
यज्ञक्रतुनेष्टम्भवरति, य एवं विद्वान्स्वाध्यायमधीते, तस्मात्स्वाध्या- 
योउ्ष्येतव्य: (शतपथ० का० ११ भ्र० ५ ब्रा० ७ कं० १) 


“स्वाष्यायशील मनष्य जिस-जिस वेद का स्वाध्याय करता 
है उसको उस-उस वेद का वही फञ्न मिलता है जो उस वेद से 
यज्ञ करने पर होता है, श्रतः स्वाष्याय श्रवश्य करना चाहियें। 

जन्म से कोई ब्राह्मणादि नहीं होता किन्तु सब अपने-अपने 
गुणा कर्मानुसार ही होते हैं। शुद्रकुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण 
बन, जाता है श्र ब्राह्मणकुलोत्पन्न व्यक्ति शूद्र बन जाता है? । 
मन्‌ महाराज लिखते हैं-- य 

स्वाध्यायेन ब्रतंह मिस्त्रेविद्येनेज्यया सुतः। 

महायज्ञइच यज्ञौश्च ब्राह्मायं क्रियते तनु:॥ (मनु० २२८) 

इस श्लोक का श्र्थ ऋषि दयानन्द जी ने सत्याथश्रकाश में 
इस प्रकार लिखा है-- । 

“(स्वाध्याय) सकल विद्या पढ़ने-पढ़ाने (ब्रतः) ब्रह्मचय सत्य- 
भाषणादि नियम पालने (होम॑:) शभ्रग्निहोत्रादि होम सत्य का ग्रहरा 


१--शुद्रो ब्राह्मणातामेति ब्राह्मण द्चेति हद्ताम। 
क्षणियाज्ज|तमेबन्तु, विद्यादंश्यात्तणंब थे ॥ (मनु० १०६५) 





5० ९6 छए (0_श्रा5८टक्वाल' 


९४६ ब्रह्मचयं के साधन-८ 
ग॒ प्लौर सत्य विद्याओं का दान देने (त्रेविद्येन) 
धेदस्थ अमोपासतताज्ञान विद्या के ग्रहण (ईैज्यया) पक्ष ष्ट्या दि करने 
आन तानोंटपत्ति (महायशञैः) ब्रह्म, देव, पितृ; बलिवेश्वदेव शोर 
(के के सेवन रूप पच्चमहाय गों और (यज्ञ) श्रग्तिष्टोंमादि 
तथा शिल्पविद्या विज्ञानादि यज्ञों के सेवत से इस शरीर को ब्राह्मी 
झ्र्थाव्‌ वेद श्रोर परमेश्वर को भक्ति का ग्राधारखूप ब्राह्मण का 
शरीर किया जाता है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं 
।! ;॒ । 

रा ४८००० प्र्थात्‌ सर्वोत्तम पुरुष बनने के लिए भी सर्वप्रथम 
स्वाध्याय की ही श्रावश्यकता है। जब हम अपने से प्रधिक विक- 
सित, भ्रनभवी, वेद-शास्त्रवेत्ता ऋषि-महषि और विद्वानों के ग्रन्थों 
का स्वाध्याय करते हैं, अपने “मन से उनके विचारों को ग्रहण 
करते हैं तब हमारी मानसिक शक्ति ++०+ है, तदनुकुल भ्राचरण 
करने से हम भो वेसे हो विद्वाच्‌ धामिक पुरुष बन सकते हैं । 
स्वाध्याय के लाभ कहाँ तक वर्णन किये जायें, केवल स्वाध्याय के 
हो बल पर एक साधारण व्यक्ति उच्चकोटि का विद्वान बन सकता 
है। ऐसे सहस्नों उदाहरणों का इतिहास साक्षी है-- ; 

बरमौण्ट (श्रमेरिका) के एक मोची चालंस सी फ्रास्ट ने. 
झपनो भ्राजीविका (नौकरी) के काये से प्रतिदिन एक घधण्डा 
निकाल कर: १० वर्ष तक एक घण्टा गणित के श्रध्ययन में लगायां। 
केवल उस एक घण्टे के स्वाष्याय के ग्राधार पर उच्चकोटि का 
गणितज्ञ हो गया । 

.. प० गुरुदत्त एम० ए० ने एम० एं० की उपाधि लेने तक ही 
साथ-साथ वेदिक ग्रान्थों का. स्वाध्याय. कर डाला और उसी गुरु- 
दत्त एम० ए० ने महर्षि दयानन्द जी के देहावसान के पश्चात्‌ समी 
थाश्चात्यों के वेद सम्बन्धो सभी प्राक्षेपों का वह मु हतोड़ उत्तर 


नम 
3९थ्वा९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


स्वाध्याय १४७ 


दिया जिससे वे भ्रवाक रह गये। पं० गुरुदत्त जी ने गुरुमुख से 
बैदवेदांगों का विधिपूर्वक श्रष्ययन नहीं किया किन्तु स्वाध्याय के 
ही कारण इतने उच्चकोटि के विद्वानु बन गये। 

इसी प्रकार स्वामी दय।नन्द जी महाराज, पं० चम्रपति जीं 
एम० ए०, पं० लेखराम जी महाराज तथा महात्मा नारायण स्वामी 
जी भ्रादि सभी महापुरुषों के जीवनचरित्रों को पढ़िये, यें सभी 
महापुरुष स्वाष्याय के ही बल पर इतने उच्चकोटि के विद्वान 
लेखक, वक्ता शास्त्राथमहारथी भ्रादि बने थे श्रौर श्राजकल भी 
सैकड़ों ऐसे विद्वान हमारी दृष्टि में हैं जिन्होंने स्वाध्याय के द्वारा 
ही सब कुछ प्राप्त किया है। किन्तु विस्तारभय से यहां पर भ्रधिक 
नहीं लिखा जा सकता । 

महात्मा गांधी जी ने लिखा है-- 

“अ्रच्छी पुस्तकों के पास होने से हमें श्रपने भले मित्रों के 
साथ रहने की नहीं खटकती । जितना ही मैं पुस्तकों का श्रध्ययन 
करता गया उतनी ही मुझे उनको विशेषतायें मालुम होती गई। 
जिसे पढ़ने का दोक है, वह हर जगह सुखी रह सकता है । 

प्रतः स्वाष्पयाय के लॉभों को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक 
व्यक्ति को स्वाध्यायशील बनना चाहिये । 

स्वाध्याय का क्रम 

स्वाध्याय का क्रम क्‍या है ? यह एक विचारणीय विषय है। 
यह तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि स्वाध्याय वेदादि शास्त्रों 
का पठन-पाठन ही कहलाता है प्रन्य भरना श्रइलोल ग्रन्थ तथा 
वत्तपत्रादि का नहीं । प्राचीनकाल में वेदों को श्रधिगत करने के 
लिये प्राज की भांति नाना ग्रन्थों की प्रावश्यकता न थी, गुरु 
शिष्य को बेदार्थ बतला देता था भौर शिष्य उसे कण्ठल्‍््य कर लेता 
था, इसीलिये वेदों को श्रुति कहां जांता या । किन्तु कालान्तर में 


3९थ्वा९6 0ए ( ध्रा5टशा!।श' 


१४८ ब्रह्मचयें के साधन-८ 


जब दक्ति का ह्ास होने लगा, शिष्य गरुमुख से वेदार्थ को 
समभने में भ्रसमर्थ होगये तब वेदांग शभ्रादि की रचना 
हुई । यास्काचायं जी ने निरुक्‍त में लिखा है-- 

"साक्षात्कृतरर्भाण ऋषयो बभूवुः, ते5वरेम्योथ्साक्षात्तृत- 
धर्म मय उपदेशेन मन्त्रात्‌ सम्प्राद: । उपदेशाय ग्लायन्तोघरे, 
बिल्मग्रहणायेम॑ ग्रन्थं समाम्नासिषु: । वेदं च वेदांगानि च॥ ” 

(नि० १२०) 
सृष्टि के प्रारम्भ में साक्षात्क्ृतधर्मा--वेदार्थ को साक्षात्‌ 
करने वाले ऋषि हुए, उन्होंने वेदार्थानभिज्ञ लोगों को उपदेश के 
द्वारा वेदमन्त्रों का प्रथंज्ञान करवाया । किन्तु कालान्तर में जब 
शिष्य उपदेश के द्वारा वेदार्थ जानने में भ्रसमर्थ होगए तब 
ऋषियों ने सुगमता से वेदार्थे को ग्रहण करवाने के लिये निषघपण्दु 
निरुक्‍्तादि वेदांग उपांगों की रचना को । 

किन्तु भ्राज हमारे समक्ष एक भ्ौर समस्या उपत्यित हो गई 
है, श्राजकल वेदवंदांगों के पठन-पाठन का ही लोप होता जा रहा 
है, प्रथम तो पढ़ने वाले ही नहीं मिलते भ्रौर यदि कोई पढ़ना भी 
चाहता है तो पढ़ाने वाले बिरले ही मिलते हैं । ऐसी श्रवस्था में 
सुगम उपाय यहो है कि जो जो ग्रन्थ, ऋषि मह॒षि एवं श्राघुनिक 
धघामिक विद्वानों के बनाये हुये हैं उनका स्वाष्याय करना चाहिये । 

स्वाध्पाय का क्रम प्रपनी योग्यता के अ्रनुसार स्वयं ही 
निश्चित करना होगा, या किसी विद्वान गुरु श्राचार्य श्रादि से 
पूछकर भो निश्चित किया जा सकता है । स्वाध्यायक्रम निश्चित 
करने के लिये योग्यता ही मानदण्ड है। यदि प्राथमिकशाला 
का बच्चा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की कक्षा में जाकर 
बेठेगा तों उसके पलले कुछ न पड़ेगा । ठीक इसी प्रकार यदि 
०५५८-५० बोध वाला व्यक्ति वेद को पढ़ना चाहे तो नहीं 





3८९थ्था९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


स्वक्पाप १४ ९ 


भन्‌ महाराज ने लिा है -- 

यथा यथा हिं पुरष: पारसत्रं समषितर्छाति | 

तथा तथा विजानाति विज्ञान बास्य रोचते || 

मनुष्य ज्यो-ज्पों धास्त्रों का परिशीलन करता जाता है 
स्‍्यों-त्यों उत्तरोत्तर ज्ञान की वद्धि हौती जाती है श्रौर उसकी दुचि 
भी शास्त्रों के प्रति बढ़ती जातो है | 

इसलिये योग्यतानुप्तार प्रथम छोटे-छोटे प्रत्थों ढा स्वाध्याय 
कर उत्तरोत्तर वृद्धि करनी चाहिये । पूर्णतया कल्याण तत्र होगा 
जब मह॒पि दयानन्द जी द्वारा निर्दिष्ट प्राचोन प्रार्प पाठविधि के श्रन॒- 
सार यथाविधि वेदादि दास्त्रों को पढ़ा जायेगा। जो श्रानन्द 
गंगोत्री का जल पान करने से मिलता है वह हुगली के गन्दे जल 
के पीने से किस प्रकार मिल सकता है ? श्रत: यथाविधि ही शास्त्रों 
का भ्रध्पयन करना चाहिये किन्तु जो विधिपूर्तक वेद को पढ़ने 
मैं ग्रसमथ हैं उन्हें भो स्वाध्याय के द्वारा! उन्‍नति"-भ्रात्म-कल्याणु 


प्रवदप ही करना चाटिये। । 
श्रश्नरवोघ के पश्चात्‌ महापरि दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द, पं० 


गुरुदत्त विद्यार्थी, महात्मा हुंसराज, लाला लाजपतराय, भोष्म पिता- 
मह, हनुमान्‌, स्वामी शद्भूराचार्य, ब्र० रामप्रसाद विस्मिल, चन्द्र- 
शेखर 'प्राजाद', सरदार भगतरतिह श्रादि के जीवनचरित्रों का 
स्वाध्याय करना तदनन्तर इतिहास, धर्मंशात्त्र, ऋषि दयानन्दकृत 
ग्रन्थ, वेदभाष्य आ्रादि योग्यता के श्रनुसार पढ़ने चाहियें । 


स्वाध्याय और श्रावणी 
स्वाष्याय तथा श्रावणी पर्व का सम्बन्ध प्राचीन काल से ही 
जला भ्राता है। मनुस्मृति में लिखा है-- 
श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वाप्युपाकृत्य यवाविधि | 


युब्तशछन्दांस्पघीयोत मास्तानु विप्रोड्ध पच्च भान्‌ ॥ 
(प्र० ४-९५) 





3९थ्वा९6 09 ( ध्वा5टशाा।श' 


१५० ब्रह्मचये के साधन-८ 


श्रावण या भाद्रपदमास की पूर्णिमा को यथाविधि उपाकमे 
करके साढ़े चार मास तक वेदों का श्रष्ययन के ना चाहिये । 

कम पुराण में भी इसी प्रकार का वरान मिलता है- 

उत्सुज्य ग्रामनगरं मासान्‌ विप्रोन्‍्ध पञ्चमान्‌ । 


गी समाहितः । 
प्रधीयीत शुच्ौ देशे ब्रह्मचार (उपविभाग आ० १३) 


साढ़े चार मास तक ग्राम नगर श्रादि से पृथक्‌ स्वच्छ स्थान 
में जाकर, ऐकाग्रचित्त और जितेन्द्रिय होकर वेदों का स्वाध्याय 


करना चाहिये। हे 
इसी प्रकार याज्ञवल्क्य-स्मृति, बोधायन स्मृति, वस्तिष्ठस्मृति, 
वाल्मी कि रामायण तथा आश्वलायन-पा रस्क र-लोगाक्षि आदि गृह्म- 
सृत्रों में भी श्रावण मास में वेदाध्ययन--विशेषतया वेद के 
स्वाष्याय का विधान मिलता है। 
श्रावशी पर किया क्या जाता है? पुराने का त्याग नवीन 
का ग्रहण । पुराने जी यज्ञोपवीत, मेखलादि का विसर्जन और 
स्वाध्याय क्रम में परिवर्तन किया जांता है। श्रावण से पौष तक 
चार-पांच मास तक विशेषतया वेदों का स्वाध्याय किया जाता हैं 
शौर तदनन्तर वेदांगों का । श्रावणी के श्राने पर द्वितीय वर्ष पुनः 
पूवृ॑वत्‌ वेदों का स्वाध्याय प्रारम्भ कर दिया जाता है। 
श्रावणी का विशेष महत्त्व वेदों के ग्रष्यपन के हो कारण है । 
वेद सभी सत्य विद्याप्नों के मूल ग्रन्थ हैं, संसार की सभी विद्या्ें 
सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल बीज रूप से वेदों में निहित हैं । 
चातुवेण्य त्रयो लोकाश्चत्वार श्राश्रमा: पथक्‌ । 
भूत॑ भव्य भविष्यं च सर्व वेदात्प्रसिध्यति ॥ 
(मनुस्मृति) 
ब्राह्मणादि चारों वर्ण, ब्रह्मचर्याद चारों आाश्रम शर्थाव्‌ 
. महण बण श्रम धर्म, भूत, वर्तमान भौर भविष्य त्‌ इन सब की 


3८९थ्थवा९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


स्वाष्पाय १५१ 
ज्ञान वेद के अध्ययन से होगा । धर्म के चार लक्षण-- 
स्मृतिः, सदाचार।, स्वस्य च॒ प्रियमात्मनः) में वेद का सवप्रथम 
स्थान है, क्योंकि - (वेदो खिलो घममूलम' मनु) वेद ही घर्म का 
हे अं स्थान है, अतः वेदविहित धर्म तद्विरुद्ध भश्रधर्म समभना 
चाहिये । है 


(वेद), 


स्वाध्याय श्रोर ब्रह्मचयं 


कि स्वाध्याय ओर + ४३०७ का घनिष्ठ सम्बन्ध है, वेदादि पवित्र 
ग्रस्था का प्वाव्याय कये बिना मनुष्य के विचार शुद्ध नहीं रह 
सकते, बना संकल्प शुद्धि के ब्रह्मचयं पालन या वीयेरक्षा कर 
सकना स्वेथा असम्भव हैँ । ब्रह्मचय पालन या वीयेरक्षा के बिना 
सब कुछ थोथा है, निष्फल ओर निस्सार है । संसार में बिना _ 
वीयरक्षा किये कोई भी व्यक्ति किसी-महान्‌ कार्य के करने में 
सफल नहीं हुआ्ना, जिन्होंने वीयेरक्षा की वे सर्वत्र सफल हो 
सफल होते गये । निःसन्देह वीयेरक्षा सफलता को कुड्जी है, 
बह्यचर्य पुरुषाथेस्थ साधनम! ब्रह्मदर्यं पुरुषा्थचतुष्टय --धर्मे 
धर काम और मोक्ष का साधन है. । उपनिषद्‌ भी कहती है-- 
“यदिच्छुन्तो ब्रह्मचय चरन्ति” श्रेयोमागंगामी जिस प्रमु॒ की 
(मोक्ष की) कामना से ब्रह्मचयं का पालन करते हैं । 

प्राचीन काल में स्वाध्याय और ब्रह्मचयं का बहुत मान था। 
तेत्तिरीयारण्यक में एक कथा आती है--.. 

“भरद्वाज ने तीन झ्रायु तक ब्रह्मचर्य घारण कर विद्या पढ़ी, 
जब वह वद्ध होकर मृत्यु शय्या पर पड़ा था तब इच्ध ने उसके 
पास श्राकर कहा--भरद्वाज ! यदि तुम को चौथी श्रायु दी जायें 
तो उसका क्या करोगे ? भरदाजु उत्तर दिया कि उस चोथी 
भायु में भी ये घारण कर विद्या पढू गा। 

» ५ काव्य ब्रह्मचारी शब्द स्वयं बतला रहे हैँ कि वेद पढ़ना 





3८९थ्वा९6 09 ( ध्वा795टशा।श' 


१५२ ब्रह्मचयं के साघन-७ 


वेदों का स्वाध्याय करना ब्रह्म वारी का परम घ में है। शब्द को 
तोड़ने-मरोड़ने की भावश्यकता नहीं, ब्रह्म का भ्रथ है- ईश्वर 
वोद प्रौर ज्ञान; चर्यत"-चिन्तन अ्रध्ययन् उपाजेन, श्रतः ब्रह्मचयं 
शब्द का प्रर्थ हुआ-ईश्वरचिन्तत्‌ वेंदाइ्यवत्, ज्ञानोपौजन । 
बेदों का स्वाध्याय करना ब्रह्मचयं पालन में परम सहायक श्रोट 
ध्ग है। महात्मा नारायण स्वामी जी ने भी लिखा है-- 


“स्वाध्याय ब्रह्मचय का साधन है! 

प्रष्टाध्यायी के भाष्यकार महर्षि पतश्नललि जी लिखते हैं-- 
“चतुर्भिदच प्रकारंविद्योपयुक्ता भवर्ति, प्रांगमनकालैन, स्वाध्याय- 

कालेन, प्रवचतकालेन, व्यवहा रकालेनेति ' (नवाह्विक १. १ १-) 
प्र्थात्‌ चार प्रकार से विद्या की प्राप्ति भलीभांति होती 
है-भागमकाल--युरुमुख से पढ़ना, स्वाध्यायक्रालच-पढ़ हुए का 
स्वय स्वाष्याय करना, पश्चात्‌ उतप्तका श्रवचन प्ौर व्यवहार 
प्रयोग करना। इसी प्रकार विद्याप्राप्ति और ब्रह्मचय पालन 
के लिये स्वाध्याय अत्यन्त आवश्यक है । दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। जंसे बिना स्वाध्याय किये बरह्मचये की रक्षा नहीं की कि 
सकती, उसी प्रकार बिना ब्रह्मच्यं पालत --दुन्द्रियदमन कि 
. स्वाध्याय भी भलोभांति नहीं किया जा सकता । स्वाघ्याव काल 
. हैं चित्त और इन्द्रियां विक्षिप्त हैं तो स्वाध्यांय करने से विशेष 
लाभ नहीं होता, ऐसी, भ्रवस्था में सब किया-कराया व्यर्थ हो जाता 
है। प्रत: इन्द्रिय दमन +-त्रह्म वर्य स्वाध्याय के लिये स्‍्रौर स्वाध्याय 

ब्रंह्मचयं पालन के लिये श्रावश्यक है. 


स्वेोध्याय किस का ओर क्‍यों ? 
_“नास्ति वेदात्परं शास्त्रम” वेद से बढ़कर अन्य को ई शास्त्र 
। : था ग्रन्य नहीं है, “वेदश्चक्ष! सनातनम्‌॒. सनातन+">सबसे प्राचोन 


3८९थ्थ९6 09 ( ध्ा5टशा!।श' 


स्वाष्पाय १५३ 


चक्ष:नत्ज्ञान-विज्ञान का स्रोत वेद ही है। 'बुद्धिपूर्वा वाक्यकृति- 
बैंदे (व. ६६१) वेद का एक-एक वाक्य बुद्धिपूर्वक है, एक भी 
शब्द विपरीत नहीं । भ्रतः स्वाध्याय वेदों का हो करना चाहिये । 
मनु जी ने लिखा है-- 


वेदमेवाम्पसे नित्यं यथाकालमतन्द्रितः । 
त॑ ह्यस्याहु: परम धमपम्ुपधर्मोडन्य उच्यते ।। 

ग्रालस्प ग्रौर प्रमाद को छोड़कय नियत काल में नित्यप्रति 
बेदों का स्वाध्याय करना चाहिये, क्योंकि यहो परम धर्म है, शेष 
उपघर्म है। महर्षि दयानन्द जी ने भी वेदों के पढ़ने-पढ़ाने आय 
सुनने-सुनाने को परम धर्म बतलाया है। महाभाष्यकार पतञ्जलि 
भी यही लिखते हैं --ब्राह्मएोन निष्कारणों धर्म: पडंगो वदो& 
घ्येयो ज्ञेयश्च” श्रर्थात्‌ सांगोपांग वेद का पढ़ना और जानना 
ब्राह्मण का निष्का रण स्व्रॉर्धादि से रहित धर्म है। यहाँ ब्राह्मण 
का ग्रहण सब वर्णों में मुख्य होने के कारण किया है ब्रतः: मनुष्य 
मात्र का हो वेदाध्ययन परम घ॒र्म है! 

वेद और वेदानकूल श्रंन्य ग्रान्थों का ही स्वाध्याय करना 
चाहिये । जो ग्रन्थ वेद-विरुद्ध हैं वे सर्वथा त्याज्य हैं । 

या वेदबाह्या: स्मृतयों याश्च काइच-कुदृष्टय्र: | 

सर्वास्ता निष्फला: प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ता! स्मृता: ॥।म० १२।५६ 

जो ग्रन्थ स्मृति शाखादि वेदविरुद्ध हैं वे सब निष्फल श्रौर 
तमोनिष्ठ--ग्रज्ञानान्धकाराच्छादित होंने के कारण छोड़ देने 
चाहियें। वेदविरुद्ध ग्रन्थों के पठन से कोई लाभ नहीं, हानि हो 
होती है। मह॒षि मनु श्रौर कुम-पुराण ने वेद के न पढ़नेवालै 
को मूढ़, शुद्र श्रौर समाज से बहिष्कृत बतलाया है । 

प्रनाषं, प्रइलील, उपन्यास, नाटकादि को पढ़नेवाला कभो 





3९थ्था९6 0ए ( ध्रा75टशा!।श' 


का तततजजततत॒तलसततलललललललखललसन्‍तणसएततलसखखन्‍तलसल७ा लसलसससलसल ए_१ ००० शा "मारा सु सा सा ससससत०5 रहा ाासससतससससस सास स्ससस  ्ःलण < ता सा सस्ता राज तत़र तन ़तकत _ु पाता क पक पह" 


१५४ ब्रहमाचयं के साधन-८ 


भी ब्रह्मचारी या सदाचारी नहीं रह सकता । ऐशे शज़ाग रत्त 
के दूषित ग्रन्थों का पढना भ्रपने घर में स्वयं श्राग लगाना है 

भें *ि 4! 
अ्रश्लोल ग्रन्थों के पढ़ने से ब्रह्मचारी भी व्यभिचारी बन जाता है 
साधारणा व्यक्ति की तो बात ही क्‍या है । 


महर्षि दयानन्द जी महाराज ने सत्यार्थ॑प्रकाश में पठन-पाठव 
विधि के श्रन्तगंत संक्षेप से पाठ्य तथा श्रपाठय ग्रन्थों का उल्लेज 
किया है उनमें से कुछ यहां भी लिखे खाते हैं, विशेष विवरणा 
सत्याथंप्रकाश भ्रोर संस्कार विधि में पढ़ना चाहिये । 


“भ्रब जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हैं उनका परिगणन संधोप 
से किया जाता है भ्रर्थात्‌ जो-जो नीचे ग्रन्थ लिखेंगे वह-वह जाल 
ग्रन्थ समभना चाहिये । व्याकरण में कातन्त्र, सारस्वत,, ज्न्द्रिका, 
मुग्धबोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमादि । कोश में श्रमरकोशादि | 
छन्दोग्रन्थ में वृत्त रत्नाकरांदि। शिक्षा में श्रथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि 
पारणिनीयं मतं यथा इत्यादि । ज्योतिष में शीघ्रबोध, मुह॒त्तंचिन्ता- 
मणि श्रादि। काव्य में नायिकाभेद, कुवलयानन्द, रघुवंश, माघ, 
किराताजु नीयादि । मीमांसा में धमंसिन्धु, ब्रताकादि । वंश्वेषिक 
में तकसंग्रहादि। न्याय में जागदीशी श्रादि। योग में हृठप्रदीपि- 
कादि। सांख्य में सांख्यतत्त्वकौमुय्यादि । वेदान्त में योगवासिष्ठ 
पत्रदश्यादि । वेद्यक में शाज्भ धरादि । स्मृतियों में मनुस्मृति के 
प्रक्षिप्त श्लोक और अन्य सब स्मृति, सब तनत्र ग्रन्थ सब पुराण, 
सब उपपुराण, तुलसीदासकृत भाषा रामायण रुक्मिणोमंगलादि 
भोर सर्वेभाषाग्रन्थ ये सब कपोलकल्पित मिथ्या ग्रन्थ हैं । 


प्रइ_्त- क्या इन ग्रन्थों में कुछ भो सत्य नहीं ? 
उत्तर--थोड़ा सत्य तो है परन्तु इसके साथ बहुतसा श्रसत्य 
भी है इससे 'विषसम्पुक्तान्नवत्त्याज्या:' जैसे श्रत्युत्तम श्रन्न विष 





3८९थ्थवा९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


स्वाष्याय १५५ 


मे युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है वंसे ये ग्रन्थ हैं।” 
(सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास) 


स्वाध्यायोपयोगी ग्रन्थ 

ऋग्‌, यजुः, साम, श्रथर्व चार वेद, श्रायुवेंद, घनुर्वेद, 
गान्धव वेद, श्रथंवेद ४ उपवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍्त; 
छनन्‍्द, ज्योतिष ६ वेदांग, सांख्य, योग, न्याय, वेशेषिक, पूर्व 
मीमांसा, उत्तर मीमांसा (वेदान्त) ६ दक्षन श्रर्थात्‌ उपांग, ऐतरेय, 
शतपथ, साम शऔर गोपथ ४ ब्राह्मण ग्रन्थ, ईश, केन, कठ, प्रश्न; 
मुण्डक, माण्डुक्य, ऐतरेय, तेत्तिरीय, छान्‍्दोग्य श्रौर बह॒दारण्यक 
१० उपनिषद्‌, मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत इत्यादि 
सब ऋषि-मुनिकत ग्रन्थ हैं इनमें भी जो-जो वेदविरुद्ध प्रतीत 
. हो उस-उस को छोड़ देना चाहिये, क्योंकि वेद ईश्वरकृत होने से 
निर्त्रान्त स्वतः प्रमाण ग्रर्थात्‌ वेद का प्रमाण वेद ही से होता 
है ब्राह्मगादि सब ग्रन्थ परत: प्रमाण श्रर्थात्‌ इनका प्रमाण 
वेदाधीन है । 


इन प्राचीन ग्रन्थों के श्रतिरिक्त ऋषि दयानन्दक्ृत वेदभाष्य 
सत्याथेप्रकाश, संस्कारविधि, ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका व्यव- 
हारभानु, श्रार्यभिविनय, गोकरुणानिधि, श्रयद्धिश्यरत्नमालादि 
सभी ग्रन्थ तथा आ्राधुनिक धामिक विद्वानों के उत्तमोत्तम ग्रन्थ, 
सिद्धान्त, राजनीति, समाजशास्त्र नागरिकशास्त्र, शिल्पविद्या 
भ्रा पु विषयों पर श्रेष्ठ श्रनश्लील ग्रन्थों का शभ्रध्ययन करना 
चाहिये। 


संसार के सभी महापुरुषों के जीवनचरित्र विशेषतया प6- 
नीय हैं, इनके स्वाध्याय से जीवनोत्यान में विशेष सहायता 


है । 





3८९थ्वा९6 09 ( ध्वा75टशा!।श' 


१५६ श्रह्मचय्यं के साधन-८ 


आबंग्रन्थों का महत्त्व 
आ्राष-प्रन्थ सब सत्य सरलता के सांचे में ढ़ाले हैं। 
जनजीवन को भ्रमर बनाते, सोम्य-सुधा के प्याले हैं॥ 


ग्रा् भ्रनाषं ग्रन्थ भी एक जटिल प्रश्त है, श्रार्ष क्‍या है 
और प्रनाषं क्या ? इसका साधारण उत्तर यही है--“ऋषिध्नि: 
प्रोक्तमाषंम” जो जो ग्रन्थ ऋषियों द्वारा प्रोक्त--कथित या 
लिखित हैं वे सब आ्राष हैं। किन्तु श्राजजल. ऋषियों के नाम से 
भी धृतं स्वाथियों ने श्रनेक पाखण्ड पोथे रच .डाले हैं ग्रतः इस 
परिभाषा को इस प्रकार समभें--“ऋषिभि: प्रोक्‍्तमार्षम्‌, वेदानु- 
कलच त्‌” ऋषियों द्वारा प्रोक्‍त ग्रन्थ श्राएं हैं, वे भी तभो जब 
कि वेदानुकल हों, विरुद्ध नहीं। आपषं-अनाष ऋषि अनृषि के 
विषय में विस्तारभय से यहां श्रधिक नहीं लिखा जा सकता, फिर 
कभी भ्रन्यत्र लिखा जायेगा । 

ग्रा्ष-ग्रन्थों का महत्त्व क्या है और उनको क्यों पढ़ना चाहिये 
इस विषय में सुधारकाग्रणी महर्षि दयानन्द जी महाराज के ही 
वचन यहां उद्धृत किये जाते हैं - 

“ऋषिप्रणीत ग्रन्थों को इसलिये पढ़ना चाहिये कि वे बड़े 
विद्वान्‌ सब शास्त्रवित्‌ और घर्मात्मा थे, अनुषि भ्र्थात्‌ जो श्र 
शास्त्र पढ़े हैं और जिनका श्रात्मा पक्षपात सहित है उनके बनाये 
हुए ग्रन्थ भी वंसे ही हैं। 

“क्योंकि जो महाशय महर्षि लोगों ने सहजता से महा 
विषय ग्रपने ग्रन्थों में प्रकाशित क्रिया है जैश्ा इन क्षुद्राशव 
मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों में क्योंकर हो सकता है? महर्षि लो गो 
का प्राशय, जहां तक हो सके वहां तक, सुगम और जिसके ग्रहर 
करने में समय थोड़ा लगे हस प्रकार का होता है श्रौर शुद्राशय 


3८९थ्वा९6 09 ( ध्वा75टशा!।श' 


स्वाष्याय १५७ 


लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहां तक बने वहां तक कठिन 
रचना करनी जिसको बड़े परिश्रम से पढ़के झल्प लाभ उठा सकें, 
जैसे पहाड़ का खोदना कोड़ी का लाभ होना। श्रौर श्राषं ग्रन्थों 
का पढ़ना ऐसा हैं कि जेसा एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों 
के; पाना । 


(सत्याथंप्रकाश तृतीय समुल्लास) 


उपहतार 


पाठक वुन्द | इस 'सत्संगस्वाध्याय' ग्रन्थमें सत्संग कुसंग के- 
लाभ हानि महत्त्वादि तथा स्वाध्याय की आवश्यकता, स्वाध्याय 
का भ्रथं, स्वाध्याय की महिमा, स्वाध्याय के लाभ, स्वाध्याय का 
क्रम इत्यादि सभी श्रावश्यक विषयों पर सप्रमाण प्रकाशं डाला 
गयां है किन्तु हमारे लिखने और आपके पढ़ लेने मात्र से हीः 
कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है, लिखना तभी सफल होता है 
जब तदनुसार आचरण किया जाता है, क्रिया करने से ही 
फलवती होती है, मिश्री शब्द के उच्चारण ले मुह मोठा नहीं 
होता वा निर्मेल (कतक) का नाम लेने से ही जल शुद्ध नहीं हो 
जाता । भ्रतः गुणा अवगुणों को विचार कर गुणों का ग्रहण एवं 
श्रवगुणों का त्याग कर देना चाहिये । 


यदि किसी विषय कों या कार्य को उत्तम जानकर स्वींक्रार 
कर लिया है, यदि वास्तव में उत्तम है तो उस श्रंगीकृत कर्म 
को कश्नी नहीं छोड़ना चाहिये, इसी. में सफलता निहित हैं । 
सतृ हरि जी ने लिखा है-- 


3९थ्था९6 09 ( ध्वा795टशा!।श' 


१५८ ब्रह्मचयं के साधन-८ 


प्रारम्यते न खलु विष्नभयेत नीच! 

प्रारभ्य विष्नविहता विरमन्ति मध्या! । 
विघ्नः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना: 

प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ॥| 

सब से निकृष्ट व्यक्ति वे हो ते हु जो विध्त-बाघाग्रों 
के भय से श्रेष्ठ कार्यों का प्रारम्भ नहीं करते, मध्यम कोटि के 
व्यक्ति कार्य को प्रारम्भ कर आ्रापत्तियों से घबराकर बीच में हो 
छोड़ देते हैं किन्तु उतम पुरुष वे होते हैं जो सत्र विघ्त-बाधागप्रों को 
पार करते हुये अपने लक्ष्य की सिद्धि कर लेते हैं । 

प्रभु ने हमें यह मनुष्ययोंनि उन्‍तति करने के लिये दी है, 
गवनति के लिये नहीं, स्वयं बेद भगवान्‌ कहता है-- 

“उद्यानं ते पुरुष नावयानम्‌ हे पुरुष तू उन्‍नति कर, उत्तम 
बन, उत्तरोत्तर कल्यरण मार्ग का पिथिक बनता हुम्ना, मोक्षानन्द 
को प्राप्त कर, 'नावयानम शभ्रवनति के गत में न गिर, देख ! कहीं 
तेरा भ्रध: पतन न हो जाये | पहले से ही सावधान रहना श्रच्छा 
है, गडढे में गिरकर वसा का वसा निकलना कठिन हो जाता है। 
बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम ग्रवनति को श्रोर एंक भी पांव न 
रखकर सदा: उन्नति हो करते जावें। 





3८९थ्था९6 09 ( ध्वा795टशा!।श' 


